CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar‘Mishra Collection, Varanasi 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे U 
जयति aha ` -जानकिंरुम।जय रघुनन्दन जग , सियाराम ॥ 
 . रघुपतिः राघव  राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 
ज्य जय दुगा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभआंगारा॥ ., 


i कल्याण, MAT २०१२, माचे १९५६ 


| | पृष्ठ-संख्या | विषय पृष्ठ-संख्या 
१-अन्त मति सो गति [ कविता ] "` ७६९ | १३-ज्ञानकी सत भूमिका ( खामीजी 
र-कल्याण (p) ` ७७० श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) ०० ७९६ 
३-एक महात्माका प्रसाद **" ७७१ | १४-महारास [ कविता ] ( भीप्रफुछचन्द्रजी , 
* ४- मानव [कविता ] ( भ्रीकृष्णछालजी वर्मा) ७७३ ओझा 'सुक्तः) ""* ८०२ 


ए-अद्धा-विश्वास ( स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी १५-रामचरितमानसमें श्रीमरतजीकी अनन्त 


सरस्वती ७७४ महिमा ( मानसकेसरी श्रीक्रपाशङ्करजी 
2 ६-राम-भरोसा [ कविता | ( भ्रीशिवरक्षजी (रामायणी? ) `` ८०७ 
| ae सिर) '” ७७९ | १६-आपके अमाव और अधूरापन ( slo 
bee | ०७-भगवाचूकी प्राप्ति करानेवाळे उत्तम गुण भीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) ``" ८११ 
| और आचरण ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी हिदू-संस्क्कति और समाजके आचार 
ers १, ७८० ( ग० भ्रीसुदर्शनसिंहजी ) ०२० ८१४ 
८-सच और as [ कविता ] ( श्रीहरिकृप्ण- १८-पूँजीवादकी जड़ और उसके डाली-पत्ते 
धरिः) ”" ७८२ (श्रीजयेन्द्ररायजी भ ० दूरकाळ; एम्‌० To) ८२१ 
९-जीवनका लक्ष्य [ कविता ] ( भीहरिकृष्ण- १९-श्रीतीतारामसे निवेदन [ कविता J 
` जीयुस हरि?) ``" ७८२ ( श्रीशिवरलजीः शुक्ल fate ) `" ८२४ 


०-विश्व-वशीकरण ( Ço भ्रीजानकीनाथजी २०-मुझे कोई पुकारता है [कहानी | (श्री“्चक्र?) ८२५ 
शर्मा ) £ ००० ७८३ | २१-सत्कथा ( १ ) ईश्वरीय प्रेरणा [ सची 
११ -औक्कप्णका मित्र-कत्सस्य [ कविता ] घटना ] (्रीसुखदेवविहारीलालजी माधुर) ८२८ 


९ पाण्डेय भीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (2) मानतर्मे कथा ( श्रीघासीरामजी 
wa? ) ७८६ भावसार, विशारद ) *** ८२९ 
१२- मदर श्रीवल्ल्माचार्य [ पाँच asi (३) जहाँ नास्तिक भी आस्तिक बन ° 
एक ऐेतिहाठिक नाटक ] (सेठ श्री- जाते हैं ( श्रीविश्वनायजी 
गोकिन्ददाठजी ) eee ००० ७८७ कुलश्रेष् ) ००० `" ८३० 
क तिरंगा ç 
३-ऊन्द सति खो खडि "° ००० ७६९ 


ऊब पाठक रवि चन्द्र जयति जय | सत चित आनँद भूमा जय जय ॥ | साधारण प्रति | 
| जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ यों । 
जय बिराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ (३० tr) 
PIR पोद्दार, चिम्मनळाळ गोखामी, एम्‌० wo, शास्त्री ; 
FAAP AAS जालान) गीताप्रेस, गोरखपुर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ii el a OL LL LOL m Y T T OO OT LLL s sn ~ 
- zs sv s 


- 5 Eos 
= : E 


IT 


गति 


सोग 


अन्त मति 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


š पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेबाबशिष्वते ॥ 


ul a 
४" `. है 1 
°. \ Š 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ | 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति कसर स्या ॥ 


£ २॥२॥ ३७) 


j गोरखपुर, सौर चैत्र २०१२, माचे १९५६ * . I पूण त्ता ३५२ | 


अन्त मति सो गति 


मानच जिसका सदा स्मरण करता जीवनमै । 
अंतकालमें वही वस्तु रहती Š मनमे॥ 
वही दीखती ऊपर-नीचे बाहर-भीतर। 
उसी वस्तुको पाता निश्चय मानव मरकर॥ 
भरत अंतमे दर्शन पाते है शिशु-सुगका। 
इसीलिये पायेंगे ये शरीर फिर सृगका॥ 
इससे जो नर Mantes भजता नरहरिको। 
अपितकर मन-मति निश्चय चह पाता हरिको ॥ 
— > 


SIGHS HSS iS — 


PPT 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण | | 


याद खखो--न्जब यह संसार और संसारके ग्राणिपदार्थ 
` इसरूपमें नहीं थे, तब भी भगवान्‌ थे और अब, जब कि 
संसारकी ये वस्तुएँ बिभिन्न रूपोमें प्रकट हैं, तब भी 
भगवान्‌ हैँ तथा जब ये पुनः नहीं रहेंगी, तब भी 
भगवान्‌ रहेंगे। ऐसा कोई देश, काल या वस्तु है ही 
नहीं, जिसमें भगवान्‌ न हों, बरं देश, काल, वस्तु ही 
Were हैं | भगवानके बिना किसीका भी कभी भी 
कोई अस्तित्व नहीं Ë | भगवान्‌ सबमें भरे Ë, मगवानमें 
ही सब हैं, भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं | 
याद खखो---संसार और संसारके ग्राणिपदार्थमें 
कोई दोष नहीं है, दोष है---तुम्हारी विषयवासनामें, 
भोगकामनामें और इन्द्रियासक्तिमें | यदि तुम्हारे मनमें 
भोगोंकी “वासना, कामना और उनमें आसक्ति नहीं है 
तो कोई भी भोग तुम्हे, न तो बाँध सकता है, न 
तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट EP कर सकता है | 
याद रक्खो--भोगसेवनमें आसक्ति न हो, मोग- 
सुखकी कामना न हो तो प्रत्येक भोग भगवान्‌की पूजन- 
सामग्री बन जाता है और फिर वह अपनी नगण्य सत्ता- 
को भगवानूकी महान्‌ तथा अनन्त सत्तामें खो देता है | 
सुख-शान्ति तो फिर खरूपगत'हो जाती है | 
याद, रक्खो--तुम सुख-शान्ति चाहते हो। सभी 
चाहते हैं | पर सुख-शान्ति जहाँ है, वहाँ कोई नहीं 
जाना चाहता | वरं उल्टे उसके विपरीत मार्गपर चलता 
है | समस्त सुखोंके, शान्तिके मूल केन्द्र हैं श्रीमगवान्‌ | 
. जो उनको अपना सुहृदू मान लेता है, उसे तुरंत 
सुख-शान्ति मिल जाते Š | जो सारी कामना-स्पृह्य तथा 
TSR भगवानूमें समर्पितकर भगवानूका हो 
जाल है, उसे तुरंत सुख-शान्ति मिलते हैं | पर यदि 
तुम भगवानको भूलकर केवळ भोगोसे ही सुख-शान्ति 
चाहोगे तो तुम्हें निराश ही होना पडेगा | 
याद रक्खो--भगवान्‌से रहित जितने भी भोग हैं, 


एक बार चाहे wa वे सुखरूप दिखायी दें, पर 
परिणाममें उनसे दुःख हीं मिलेगा; क्योंकि वे दुःखोंको 


ण 


उत्पन्न करनेवाले हैं | जैसे घरमें आग ल्गनेपर एक | 
बार बड़ा प्रकारा दीखता है, परंतु परिणाममें वह घरका । 
नाशक होता है; इसी प्रकार भोग-सुख भी एक बार | 
मधुर तथा उल्लासप्रद लगता है, परंतु परिणाम विषवतू | 


और भयानक दुःखप्रद होता है | 
याद रक्खो--तुम जो भोगपदार्थोंकी पाकर एक 


बार भूछ जाते हो और अपनेको सुखी अनुभव करते | 
हो, सो तुम्हारा वह सुख ऐसा ही है, जैसा शराबीको ' 
शराबके नशेमें अनुभव होनेबाळा सुख | शराबी गंदी । 


नालीमें पड़ा सुखके गीत गाता है, बैसे ही तुम भी | 


भोगमदमें चूर हुए भोगसुखका बखान करते हो | 


याद रक्खो- वस्तुकी प्राप्ति वहीं होती है, जहाँ | 


बह होती है | बाळसे तेल नहीं निकलता, जळसे भी | 
नहीं निकलता । सूर्यसे अन्धकार नहीं निकलता | | 
चन्द्रमासे अग्नि नहीं fred | वैसे ही सुख-शान्ति | | 
भगवानके बिना और कहाँसे नहीं मिळ सकती; क्योंकि | 


और कहीं भी वह है नहीं | ; 


याद रक्खो--भगवानूमें जो खरूपभूत सुख-शान्ति | 
है, वही असली सुख-शान्ति है | संसारके सुख-शान्ति तो | 
ऊपरसे मधुर प्रतीत होते हुए जहरभरे weg ही हैं, | 


जो अंदर जाकर एक भीषण जलन उत्पन्न कर देते हैं 
तथा सर्वखका विनाश करते Ë | » 

याद Gah लोग भगवानमें ही लगे हैं, केवळ 
मगवानूसे ही सुख-शान्ति चाहते हैं, जिनका ऐसा दढ 


विश्वास है. कि सुख-शान्ति भगवानके सिवा और कहीं है | 


ही नहीं, उनका भगवानको छोड़कर न तो और कहीं, | 
मन जाता है, न श्रद्धा ही होती Š | उनके सम्पर्वमें | 


आनेवाळे सारे बिषय--विषयासक्तिके पदार्थ न रहकर 
भगवान्‌की दिव्य अनुभूति करानेवाले बन जाते हैं | 


‘शचि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


_ uU S... २०००० 
. 


नए , Fal, 0. wag (ijo ) 


०.2. १४५०-५०" 


एक महात्माका प्रसाद 


दुःखका खरूप है किसी-न-किसी प्रकारके अमाव- 
का दर्शन । उस अमावकी पूर्तिके ल्यि प्राणी आदरके 
रूपमें, प्यारके रूपमें या वस्तुके रूपमें दूसरोंसे 
आशा करते हैं, जो खयं दुखी हैं---अर्थात्‌ प्राणी उनसे 
आदर, प्यार और TIL चाहते हैं, जो खयं अभावमें 
आबद्ध हैं | यह एक नवीन दुःखकी तैयारी है | भाव 
यह कि व्यक्ति, वस्तु, अवस्था और परिस्थितिके द्वारा 
प्राणी अपने दुःखको घटाना या नष्ट करना चाहता है 
पर ये सभी खयं दुःखें ग्रस्त Ë ( परिवर्तनशील होने- 
के कारण अनित्य और अभावरूप हैं ) | इसलिये इनसे 
दुःखकी निदृत्तिकी आशा करना अर्थात्‌ अभावपूर्तिकी 
आशा करना नये दुःखकी तैयारी है; क्योंकि आशा ही 
तो दुःख ( अभाव ) का कारण है | 

अतः साधकको चाहिये कि इनसे निराश हो 
जाय । पर जो निराशा शोक उत्पन्न कर देती है, वह 
साधकके कामकी नहीं है । 

साधारण प्राणी जब आशाकी पूर्ति नहीं होती, तब 
निराश होकर अपनेको अभागा समझते हैं अथवा 
दूसरोंको दोष देने ळाते हैं । उक्त प्रकारसे समस्त 
जगत्से निराश होकर अपने व्यक्तित्वकी आशा रखना 
दूसरोंमें वैरभाव उत्पन्न कर देता है | व्यक्तित्वके वल्पर 
दूसरोंसे निराश 'होनेवालेमें मिथ्यामिमान पैदा हो 
जाता है । ० 

अतः साधकको चाहिये कि पहले व्यक्तिभावसे 
निराश हो जाय | मन, प्राण, बुद्धि और इन्द्रियोंका समूह 
ही व्यक्तित्व है | अतः साधकको इन सबकी आशा 
त्याग करके इनसे विमुख हो जाना चाहिये | भाव ae 


कि ये सव खयं अभावपूर्ण हैं, अत; इनसे अभावपूर्तिकी . 


“आशा करना प्रमाद है, अतः साधकको सबसे निराश 
हो जाना चाहिये | 


हरेक कार्य करते समय साधकको समझना चाहिये 
कि मैं यह अपने प्रियतमकी प्रसनताके लिये ,कर रहा 
Ë । यदि कोई कमरेमें झाडू छगानेका या उससे भी तुच्छ 

दूसरा कार्य करे तो भी समझे कि यह मेरे प्रियतमका 

आदेश है। यह समझकर उसके प्रेममें बिभोर हो 
जाय | विधानके अनुसार कार्यमें मेद होना अनिवार्य है, 
पर प्रीतिमें मेद नहीं होना चाहिये | यह कभी नहीं 
समझना चाहिये कि अमुक कार्य तो छोटा है, मेरी 
योग्यताके अनुरूप नहीं है | 

किसी भी सुखरूप परिस्थितिकी ग्राप्तिमं साधकको 
यह नहीं समझना चाहिये कि यह मेरी योग्यताका 
प्रभाव है, योग्यताका प्रभाव मानते ही अभिमान और 
आसक्ति उत्पन्न हो जायँगे, जिनसे चित्त अशुद्ध 
हो जायगा | 

साधकको समझना चाहिये कि उस अनन्तने कृपा 
करके मेरे खार्थभावको गलनेके लिये, सेवाके लिये यह 
साधन प्रदान किया है; भाव यह कि मेरा खार्थ गलानेके 
लिये ही उन्होंने खयं सब प्रकारसे पूर्ण होते हुए भी 
अपूर्णताका वेष धारण किया है और मुझे सेवा करनेका | 
अवसर दिया है । 

इस प्रकार समझकर यदि साधक प्रत्येक परिस्थितिमें 
उनकी महिमाका दर्शन करे और अन्तम उनका दिया 
हुआ सब कुछ उनके समर्पण कर दे तो समर्पणकालमेंग्रीति- 
का उदय तथा वस्तु और इन्द्रिय आदि प्राप्त शक्तिके उपयोग- 
कालमें उनकी सेत्रा- इस प्रकार ये दोनों दाये-ायें 
alfa Pani चलनेके लिये साधन बन जायँ | ऐसा 
पर साधकको सचमुच उनकी कृपाका अनुभत्र हो जाता 
है और वह उनके प्रेममें निमग्न हो जाता है | 


प्रवृत्ति अर्थात्‌ प्रात सामर्थ्यका उपयोग प्रीतिका 


` उपयोगकाळ है और निवृत्ति उसका उदयकाल है | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७७२ 


भाव यह कि निवृत्तिकालमें नित्य नयी प्रीतिका उदय 
होता है और प्रबृत्तिकालमें वह दृढ होती है । प्रवृत्तिके 
अन्तमें निवृत्ति निश्चित है, अतः साधकको चाहिये कि 
प्रवृत्ति और निवृत्तिकाल्में उपयुक्त प्रकारसे वह निरन्तर 
उनके साथ रहनेका, Se रमण करनेका खभाव बना 
Š | अर्थात्‌ हर समय यह अनुभव होता रहे कि मैं उनका 
प्रीतिपात्र होकर उन्हींके साथ Ë | यही चित्तकी शुद्धि है। 
यदि साधकको यह भासता है कि कभी तो मैं 
उनके साथ हूँ और कभी किसी दूसरेके साथ हूँ तो 
उसे समझना चाहिये कि व्यक्तित्वका मोह है । इस 
मोहका प्रकाशन .दूसरे व्यक्तियोंके द्वारा तब होता है, 
जब साधक दूसरे ब्यक्तियोंके साथ व्यवहार करते समय 
समझता है. कि मेरा इनमें मोह हो गया है; क्योंकि वह 
उस समय किसीसे तो मिलना चाहता है और किसीसे 
अलग होना चाहता है | यही इन्द है । 
चित्त शुद्ध करना हो तो साधकको चाहिये कि 
प्रत्येक परिस्थितिके द्वारा उस अनन्तको ss रहे 
अर्थात्‌ ग्रीतिका रस प्रदान करता रहे | भाव यह कि 
उनका खिलौना बना रहे | + 
भूल यह होती है कि प्राणी अनेक साथी बनाता 
रहता है, केवळ उस अनन्तका होकर नहीं रहता; अत 
उन साथियोंके द्वारा प्यार और तिरस्कार, आदर और 
अनादर आदि इन्द्र मिलते रहते हैं | इस प्रकार प्राणी 
इस साधनयुक्त मानत्र-जीत्रनको नष्ट कर देता है | 
चित्त शुद्धं करके जीवनको सफल बनाना हो तो 
साधकको चाहिये किं एकमात्र उन्हींके होकर रहने 
am उन्हीँकी सेवा करनेको अपना उद्देश्य बना छे | 
सेवककी SH सेवाका सम्बन्ध अपने सेव्यसे ही रहता 
है, संसारसे नहीं | 
सेवा करते समय साधकको समझ लेना चाहिये कि 
सेवाका फल सेवा ही है, उसका कोई दूसरा फल नहीं 
है; अतः सेवा ही साध्य है और सेवा ही साधन है | 


कल्याण 


[ भाग ३० 


भाव यहं है कि जवतक खार्थ सर्वथा नहीं गल जाता | 
तबतक तो सेवा साधन है, जब सार्थ सरथा गल । 
जाता है, तव वह सेवा ही साध्य बन जाती है अर्थात्‌ | 
साधकका ग्रियतमसे: नित्य नव-मिळन होता रहता है | . 
स्थायी मिलन तो ज्ञानसे होता है जो निर्विशेषके साथ | 
होता है | | 
नित्य नव-मिलन प्रीतिका हेतु Š । यह प्रत्येक | 
परिस्थितिमें रसमय है । इसमें नीरसताका अत्यन्त अभाव | 
हो जाता है । उस समय जो भी अभावयुक्त हैं, उन | 
सबसे सम्बन्ध टूट जाता है । | 
अपना व्यक्तित्व ही अभावयुक्त है, इससे सम्बन्ध | 
टूटते ही चित्तमें शुद्धि और शान्ति आ जाती है । | 
शान्तिसे सामर्थ्य और Bad सरसता आ जाती है । | 
शान्ति और शुद्धि साथ-साथ रहती है । शान्ति सामर्थ्य- | 
की प्रतीक है | सामर्थ्यसे दोषोंकी निवृत्ति होती है। | 
शुद्धि शान्तिको पुष्ट करनेवाली है | इस प्रकार दोनों एक | 
दूसरेकी वृद्धिमे हेतु हैं | शुद्धिका प्रतीक है किसीका | 
बुरा न चाइना और शान्तिका प्रतीक Š चाइरदित . 
होना | दोनोंमेंसे कोई भी पहले हो सकती है । एकके पीछे | 
दूसरी अपने-आप आ जाती है । | 
सुखमय परिस्थितिमें सर्वहितकारी भाव आ जाय और | 
दुःखमय परिस्थितिमें चाहरहित भाव आ जाय तो शान्ति 
और शुद्धि अपने-आप आ जाती हैं | दोनोंमें घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | दोनोंकी प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। ' 
जीवनमें अशुद्धि बढ़ती है अपने प्रति बुराई करने- | 
ACA भला न चाइनेके कारण | यदि साधक बुराई 
करनेवाळेका भला चाहने लग जाय तो सहजमें उसका ही 
चित्त शुद्ध हो जाय | यह चित्तशुद्धिके लिये उच्चकोटिका | 
साधन है | 
शान्तिको प्राप्ति तब होगी, जब साधक किंसीसे भी | 
कुछ न चाहेगा। भात्र यह कि जगतूसे, समाजसे, गुरुसे 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
और शरीरसे भी कुछ न चाहे; इतना ही नहीं मगवानसे । 
| 


संख्या ३ ] 


š मानव 


७७३ 


iT 


भी कुछ न चाहे | इस प्रकार चाहरहित होनेपर शान्ति 


और सामर्थ्यं अपने-आप सिद्ध हो जायँगी । 

कोई कहे कि भगवानसे क्यों नहीँ माँगना चाहिये £ 
तो इसका उत्तर यह है. कि भगवान्‌ बड़े उदार हैं । 
हम जो कुछ माँगेंगे वह उससे कम ही होगा जो बिना 
Hit उनकी ओरसे अपने-आप मिलेगा | इस दृष्टिसे 
माँगनेमें घाठा ही है, अतः मॉगनेकी अपेक्षा न माँगना 
ही अच्छा है । 

इस विषयमै यह आशङ्का मनमें नहीं करनी चाहिये कि 
मुझे किसीसे कुछ नहीं माँगना चाहिये--इस भावको लेकर 
अभिमान हो जायगा; क्योंकि अभिमानका जन्म परके 
सम्बन्धसे होता है | जिसको अपने शरीर, इन्द्रिय और 
मन आदिसे मी कुछ नहीं लेना है, उनको भी जो पर 
समझकर उनके सम्बन्धका त्याग कर चुका है, उसको 
अभिमान किस वळपर होगा और कैसे होगा | 


व 
< 


साधकको चाहिये कि जो कुछ है वह दे दे और 
चाहे कुछ नहीं । 2 

चाहयुक्त भक्तसे प्रभु उसकी चाह पूरी करके जल्दी 
छुटकारा पा जाते हैं । पर चाहरहित भक्तसे छुटकारा 
नहीं पाते । ` 

उनका हृदय अत्यन्त कोमल है । वे इस वातको 
देखते रहते हैं कि “मेरा भक्त क्या चाहता है, यदि वह 
कुछ चाहे तो उसे दे दूँ ।! पर जो कुछ नहीं चाहता 
उसके पीछे-पीछे वे फिरते ë | इतना ही नहीं, चाहरद्वित 
भक्तके वे खयं भक्त बन जाते हैं । अतः साधकको 
चाहिये कि किसीसे कुछ माँगे नहीं, प्रमुका प्रेमी बनता 
चला जाय | बस, नित्य नव-प्रेम बढ़ता रहे । चाह- 
रहित होनेपर शान्ति अपने-आप मिलेगी ।, शान्तिसे 
सामर्थ्य प्राप्त होगी | सामर्थ्यसे सेवा बनेगी | सेत्रासे 
प्रमुमे प्रीति बढ़ेगी और प्रीतिसे प्रभुको रस-प्रदान 
करते रहना यही जीवनकी सफलता है | 


— =f 2 


| मानव 
( स्चयिता--शीकृष्णलालजी वर्मा ) 


. है हितैषी जगञ्जनका, दोष जो नहि. देखता । 
“है न ईषो-माव जिसमे, राग-द्वेष न-पोषता ॥ 
dat आधीन जिसके, निःस्पृही औ शांत है । 
है वही मानव सही, यह सत्य औ निस्रीत दै ॥१॥ 


देह, वाणी और मनसे दुःख प्राणीको न दे। 
निर्विकारी, अल्पतोषी, जीवको सुख-शांति दे॥ 


सञ्जनौका मित्र हो जो, दूर दुजेनसे रहे । 
सत्कथा सुनता-खुनाता, जग उसे मानच FE ॥२॥ 
“सात्विकी दो बुद्धि जिसकी, भक्तजनका भक्त हो | 
भगवानका जो भक्त हो, जगमे नहीं आसक्त हो U 
बाप-माँकी सेवकाई AA हो करता रहे। 

_ है वही मानव, हृदयसे जिसके करुणा-जळ वहे ॥३॥ 


साधु सेवक औ सहारा दीन जनका जो रदे । 
सत्य, हित, मित, वाक्य बोले, दूर पापांसे रहे II 
हो सदा ग्राहक गुणांका, मेल GANA न atl 
खात्म सम समझे सभीको, है बही मानव अहो ॥४॥ 


मित्र-अरिमे भावना हो एक-सी जिसकी सदा | 
fra कामौमै न होवे कामना जिसकी कदा ॥ 
देख खुख-वैभव पराया हर्ष मनमै मानता । 
चाहता जगका भला, मानव उसे जग जानता ॥५॥ 
रात-दिन प्रभु-घ्यानमे जो नग्न होकर लीन हर 
दुःख guar Rema सदा तल्लीन हो ॥ 
लालसा जिसको न छूए, गवेसे जो पर रद्दे। 
उस मजुजके हेतु जगमे प्रेमका झरना वदे ॥६॥ 
[ एक संस्कृत-पद्यका भावानुवाद | - 


———psA 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्रद्वाविश्वास 
( ढेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


भवानीशक्करौ चन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो | 

याभ्यां विना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ 

श्रद्धा और विश्वासखरूप शङ्कर और  पार्वंतीकी में 
वन्दना करता हूँ | यदि किसी योगीने सिद्धि प्राप्त की हो 
और इससे वह सिद्ध भी कहलाता हो तथापि जबतक बह 
श्रद्धा और विश्वासपूर्वक ज्ञानसाधन नहीं करता, तत्रतक 
उसे हृदयमें स्थित आत्मदेवका दर्शन नहीं होता | 


आत्मज्ञानके साधन तो तप, तीर्थाटन, दान; सेवा, पाठ- 
पूजा, यज्ञ-याग, भक्ति, ज्ञान आदि अनेकों हैं; परंतु ये सत्र 
साधन ही हैं | इनके साथ श्रद्धा और विश्वास न हो तो कोई 
भी साधना सफल नहीं होती | 

श्रद्धां और विश्वासका एथककरण एक कविने बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे किया है, वह जाननेयोग्य है | आस्तिकताका 
स्वरूप समझाते हुए वह कहता है-- 


मैं हरका, हरि मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे । 
जो हरि करते वह हित मेरा, यह निश्चय ही सदा रहे ॥ 


ईश्वर सृष्टिका कर्ता है; इसलिये मैं ईश्वरका हूँ । ईश्वर 
ही सृष्टिका पाठन, पोषण तथा रक्षण करता है; इसलिये मेरी 
रक्षा भी वह करेगा ही।ईश्वरमें ऐसा भरोसा अर्थात्‌ ऐसी श्रद्धा 
होनी चाहिये | इस प्रकारकी भ्रद्धांके फलस्वरूप; ईश्वर जो 
कुछ करता है; वह मेरे भलेके लिये ही होता है- ऐसा अटळ 
निश्चय हो जाता है | यही ईश्वरमे विश्वास कहलाता है | ऐसी 
अक्चिछ भावना, ऐसी अडिग श्रद्धा और विश्वास जिसका 
mae हो, वही सचा आस्तिक कहलाता है.। 
आसिक और नासिकी विचारसरणिमें अन्धकार और 
उक्त्य मेद दै | कुछ दिनों पूर्व, जहाँ मैं रहता था, वहाँ 
Tare एक ARETE वर्षका लड़का झूलेसे झूलते 
== पढ़ा 1 परंतु भाग्यसे उसे कोई गहरी चोट न लगी | 


Wels उत्र == दा; यदद कट्टा नहीं जा सकता | इस प्रकार 


० अकर ae विकले बई TTT दूर कर देता है, इसका यह 
त्यक्ष इन्त दे 1° 


उनके साथ एक कालेजवाला था; उसने कहा-थशाई | | 
तुम तो वैसे-के-वैसे ही रह गये | लड़का गिर गया और चोट | 


ळगनेकी कोई चीज न रही, इस कारण चोट न छगी। | 
बहुधा कहीं अधिक चोट छगती भी नहीं | इसमें इश्वरके | 
रक्षा करनेकी वात कहाँसे टपक पड़ी ! हाँ; कहना ही हो तो | 
यह कह सकते हो कि aaa उसको गिरा दिया; परंतु अच्छा | 


हुआ कि चोट न लगी |? ८ 
सूक्ष्मइष्टिसे देखिये तो पता छगेगा कि श्रद्धा विश्वासकी 
जननी है | परंतु माता और पुत्र निरन्तर एक ही साथ रहनेके 


कारण एकार्थवाची हो गये हैं | जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास भी | 


रहता है और जहाँ विश्वास है, वहाँ- उसके मूळ्मे श्रद्धा | 


होती ही 2 | 


परिचित मिला; हमने उससे पूछा कि “भाई ! बतछाओ) इस 
गाँवमें मछा और ईमानदार दूकानदार कौन दै, जिससे जरूरतकी 
चीजें खरीद छी जायें |! उस भाईने किसी एक दूकानकी ओर 


हम किसी अज्ञात गाँवमें जा पहुँचे और वहाँ कोई | 


संकेत किया और उसको हमने ध्यानमें रख लिया | दो- | 
चार दिनोंके बाद थोड़ी चीजें खरीदनेकी जरूरत पड़ी और | 


इम उस दूकानपर पहुँचे तथा उस दूकानदारसे कहा-- | 


“अमुक-अमुक वस्तुएँ अच्छी देखकर इतनी-इतनी दे दो |? 


उसने तदनुसार ठोगोमें बाँधकर चीजें दे दीं और जितने ' 
पैसे मांगे उतने पैसे हमने चुका दिये | रास्ते चलते जीवकी I 
संदेहबृत्ति--संदेह करनेका खभाव जाग्रत्‌ हुआ और उसने | 
कहा--'अच्छा; आँखें मूँदकर पैसे तो चुका दिये, परंतु | 


दूसरी दो दूकानोंमें माव-ताव पूछकर खात्रिरी तो कर Se 


कहीं ठगा तो नहीं गये ।? तुरंत ही रास्तेमें जो दूकान आयी, | 


वहाँ भाव पूछकर देखा तो एक वस्तुका बरी भाब और | 


दूसरी वस्तुका बहुत तेज भाव दूकानदारने बताया | आगे 

जाकर दूसरी वूकानमें पूछ-ताछ की तो वहाँ भी वैसा ही उत्तर 

मिला | अब विश्वास हो गया कि ठगाये तो नहीं | घर आकरी 
वस्तुएं घरमै दी, उनको.देखकर TAY कहा--चीजें तो 

सभी अच्छी हैं | 


यहाँ हमने एक साधारण जान-पहचानवाले मनुष्यके 


वचनके ऊपर श्रद्धा रखी और उस भ्रद्धाके Wwe उस ` 
, दूकानदारके ऊपर विश्वास रक्खा | दूसरी दूकानोंपर पूछकर 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या .३ ] š 


श्रद्धा-विश्वास 


७७७ 


खातिरी कर छी कि उसने हमको om नहीं । इससे वह 
विश्वास हढ हो गया । इस प्रकार श्रद्धा विश्वासकी जननी है । 
एक विद्यार्थी पाठशाल्ममें पढ़नेके लिये बैठा | शिक्षकने 
उसकी पाटीपर एकका अङ्क लिख. दिया और कहा कि इसको 
“एक? कहते हैं | यदि वह विद्यार्थी शिक्षकेके वचनमें श्रद्धा न 
WA और उलटा प्रश्न करे कि इसको “एक? क्यों कहते हैं १ 
घोड़ा यों नहीं कहेंगे १--ऐसी अवस्थामें वह विद्यार्थी पढ़ 
ही नहीं सकेगा | इस प्रकार जगतूर्मे सभी कार्योका आरम्भ 
ware ही होता है और वही भद्धा परिपक्क होकर विश्वासमें 
परिणत होती है । 
बालक जत्र जन्मता है, तत्र बिल्कुल अज्ञानकी ged 
रहता है और उसको सारा ज्ञान केवल मातामें भद्धा रखने- 
से ही मिळता Š । माता कहती है; “मैं तेरी माँ हूँ और ये 
तेरे पिता Š |? वालक श्रद्धासे विश्वास कर लेता है कि 
सचमुच ऐसी ही बात है | वह यदि ऐसा कहे कि “इसका 
क्या प्रमाण है कि तू ही मेरी माँ और यही मेरे पिता हैं ! 
प्रमाण देकर सिद्ध करके वतला तमी मैं माँगा, नहीं तो; 
नहीं मानूँगा P ऐसा. हो तो उस लड़केका जीवन व्यर्थ जाता 
है; क्‍योंकि जिसको माताके वचनमें भद्धा नहीं, उसको जगत्‌- 
के व्यवहारमै क्या श्रद्धा हो सकती है १ 
हम कुछ सौदा छेने किसी दूकानपर गये । वहाँ दूकानदार- 
को यदि यह श्रद्धा होगी कि उसके मालका दाम हम चुका 
देंगे, तभी वह दाम मिलनेके पहले माळ देगा | वैसी श्रद्धा 
न होगी तो पहले दाम मॉगेगा और कहेगा कि पैसे मिलनेके 
बाद माल दूँगा । हमको भी यदि उसमें श्रद्धा न हो और 
इम ऐसा विचार करें कि दाम लेकर माल न दिया तो १-- 
ऐसी हालतमें हम माळ लेनेके पहले पैसे नहीं देंगे | सत्र 
ओर ऐसी ही गाँठ बंध जानेपर तो फिर कोई व्यवहार ही नहीं 
चल सकेगा | दूक्तानदार दाम छेनेके पहले माल न दे और हम 
माल लेनेके पहले दाम न दें: तब फिर सौदा क्‍्योंकर हो ! 
इसलिये श्रद्धाके विना कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता | 
“> श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें श्रद्धाके ऊपर बहुत जोर 
दिया है-- 
सच्चाजुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एस सः ॥ 
(१७।३) 
अपने अन्तःकरणके संस्कारके अनुसार मनुष्यमें श्रद्धा 


होती है | मनुष्यमात्रका जन्म अज्ञान दशामें ही होता हैः 
इसलिये जो संस्कार पहले जाग्रत्‌ होता दश उसीके अनुसार 
उसकी श्रद्धा बन जाती है । अतएव मनुष्यमात्रम किंसी-न- 
किसी प्रकारकी श्रद्धाका होना स्वाभाविक है। इस प्रकार 
पुरुष ्रद्धामय दै, इसलिये जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उसके 
अनुसार उसका आचरण होता Š | इस प्रकार भद्धा मनुष्य 
मात्रमें एक नैसर्गिक धर्म दै | 
श्रद्धार्वाभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति U 
(गीता ४। ३९) 
जिस मनुष्यक्रे मनमै ईश्वरपर अद्धा हे और इस कारण 
सद्गुरु तथा सत्‌-शास्त्रमे जिसे विश्वास हैः इस प्रकारका 
साधक इन्द्रियोंका संयम करके तत्परतासे साधन करते हुए 
ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता है और ज्ञानका उदय होनेपर तत्क्षण 
उसको मुक्तिकी प्रास्त हो जाती है तथा वह परम «शान्तिका 


.अनुमव करता दै | 


इसके विपरीत, जिसमें ऐसी श्रद्धा नहीं होती; उसकी 
क्या दशा होती है? यह वतळाते हुए. भगवान्‌ कहते हैं-- 
अञ्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
(रीता'४। ४ ) 
जो मूर्ख है; किसीमें श्रद्धा नहीं रखता--ऐसा मनुष्य 
संशय और विपर्ययमें ही गोते खाया करता हे और परिणाम 
स्वरूप विनाशको प्रास होता है | इस प्रकारके निश्चय-विद्दीन 
मनुष्यको इस लोकमें भी सुख-गान्ति नहीं मिलती; तो फिर 
परलोकमें मिलनेकी तो आशा ही केसे की जा सकती दै ! 
इसलिये अद्धा ही Ted है; यह समझाते हुए भगवान, 
कहते हैं-- s 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तसं कुतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च ast नो इह ॥ 
(गीता 201 २८) 
भ्रद्धाके बिना किये हुए -यज्ञ-्यागादि। दिये Xe 
दानादि, की हुई तपश्चर्याः यहॉतक कि श्रद्धाके बिना 
किया हुआ कोई भी कर्म कोई फळ नहीं देता, वह व्यर्थ 
जाता है। अजुन | उससे इस छोकमें कोई सिद्धि नहीं 


मिळती फिर भला परळोकमे केसे मिल सकती है! यानी ” 


नहीं मिळती | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्रद्धा विश्वास 
° : ( छेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) | 
उनके साथ एक कालेजवाला था, उसने कहा--“शाई! | 


सचानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 

याभ्यांविना न पदयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 

अद्धा और विश्वासखरूप शङ्कर और ' पार्वतीकी मैं 
बन्दना करता हूँ । यदि किसी योगीने सिद्धि प्राप्त की हो 
और इससे वह सिद्ध भी कहलाता हो तथापि जबतक वह 
अद्धा और विश्वासपूर्वंक ज्ञानसाधन नहीं करता, तबतक 
उसे za स्थित आत्मदेवका दर्शन नहीं होता | 


आत्मज्ञानके साधन तो तप, तीर्थाटन; दान, सेवा) पाठ- 
पूजा, यज्ञ-याग, भक्ति, ज्ञान आदि अनेकों हैं; परंतु ये सव 
साधन ही हैं | इनके साथ श्रद्धा और विश्वास न हो तो कोई 
भी साधना सफल नहीं होती । 


भद्रा और विश्वासका एथककरण एक कविने बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे किया है, वह जाननेयोग्य है। आस्तिकताका 
स्वरूप समझाते हुए वह कहता है-- 


में हरिका, हरि मेरे रक्षक, यही मरोसा बना रहे । 
जोहरि करते वह हित मेरा, यह निश्चय ही सदा रहे ॥ 


ईश्वर सृष्टिका कर्ता है; इसलिये में ईश्वरका हूँ | ईश्वर 
ही सृष्टिका पालन, पोषण तथा रक्षण करता है; इसलिये मेरी 
रक्षा भी वह करेगा ही। ईश्वरमे ऐसा भरोसा अर्थात्‌ ऐसी श्रद्धा 
होनी चाहिये । इस प्रकारकी भ्रद्धाके फलस्वरूप, ईश्वर जो 
कुछ करता दै, वह मेरे मलेके लिये ही होता है- ऐसा अटल 
निश्चय हो जाता है | यही ईश्वरम विश्वास कहलाता है | ऐसी 
अविचल भावना, ऐसी अडिग भ्रद्धा और विश्वास जिसका 
ईश्वरमें हो, वही सचा आस्तिक कहलांता है | 


आस्तिक और नास्तिककी विचारसरणिमें अन्धकार और 
प्रकाश-जैसा मेद है । कुछ दिनों पूर्व, जहाँ मैं रहता था, वहाँ 
ग्हस्वामीका एक बारह-तेरह वर्षका लड़का झलेसे ळते 
समर, गिर पढ़ा | परंतु भाग्यसे उसे कोई गहरी चोट न लगी | 
णहस्वामीने कहा किं “प्रभुने लाज रक्खी | यदि डोरी न ze 
गयी होती तो वह चित्त गिरता और इस सीढीका कोना सिरम 
लगता) तब क्या होता, यह कहा नहीँ जा सकता | इस प्रकार 
` ईश्वर लीके विज्ञको सुई गढ़ाकर दूर कर देता है, इसका यह 
` प्रतयक्ष इष्न्त है P 


तुम तो वैसे-के-वैसे ही रह गये | लड़का गिर गया और चोट | 


लगनेकी कोई चीज न रही, इस कारण चोट न लगी | 
बहुधा कहीं अधिक चोट लगती भी नहीं | इसमें ईश्वरके 
रक्षा करनेकी बात कहाँसे टपक पडी! हाँ; कददना ही हो तो 
यह कह सकते हो कि ईश्वरने उसको गिरा दिया, परंतु अच्छा 
हुआ कि चोट न लगी P १ 


agree देखिये तो पता छगेगा कि भद्धा विश्वासकी | 


जननी है | परंतु माता और पुत्र निरन्तर एक ही साथ रहनेके 


कारण एकार्थवाची हो गये हैं | जहाँ भद्धा है वहाँ विश्वास मी | 
रहता है और जहाँ विश्वास हैः वहाँ- उसके मूलमें श्रद्धा | 


होती ही है। 
हम किसी अज्ञात गाँवमें जा पहुँचे और वहाँ कोई 


परिचित मिला, हमने उससे पूछा कि “भाई ! बतछाओ; इस | 
गाँवमें मळा और ईमानदार दूकानदार कौन है; जिससे जरूरतकी | 
चीजें खरीद ली जायें ।? उस भाईने किसी एक दूकानकी ओर । 


संकेत किया और उसको हमने ध्यानमें रख लिया | दो- | 


चार दिनोंके बाद थोड़ी चीजें खरीदनेकी जरूरत पड़ी और 


| 


हम उस दूकानपर पहुँचे तथा उस दूकानदारसे कहा-- | 
“अमुक-अग्नुक वस्तुएँ अच्छी देखकर इतनी-इतनी दे दो।? | 


उसने तदनुसार ठोगोंमें बॉधकर चीजें दे दीं और जितने 
पैसे माँगे उतने पैसे हमने चुका दिये | रास्ते चछते जीवकी 


ated ee करनेका खभाव जाग्रत्‌ हुआ और उसने ` 


Í 
| 
|| 


Í| 


कहा-*अच्छा, आँखें मूँदकर पैसे तो चुका दिये; परंतु | 


दूसरी दो दूकानोंमें भाव-ताव पूछकर खातिरी तो कर लेंकि | 


कहीं ठगा तो नहीं गये |? तुरंत ही रास्तेमे जो दूकान आयी) | 
वहां भाव पूछकर देखा तो एक वस्तुका वरी भाव और | 


दूसरी वस्तुका बहुत तेज भाव दूकानदारने बताया | आगे 


1 


जाकर दूसरी दूकानमें पूछ-ताछ की तो वहाँ भी वैसा ही उत्तर | 
मिला | अब विश्वास हो गया कि ठगाये तो नहीं | घर आकर / 


वस्तुएँ घरमै दो, उनको.देखकर ग्रहिणीने कहा--चीजें तो 
सभी अच्छी हैं | 5 


यहाँ हमने एक साधारण जान-पहचानवाले मनुष्यके 
वचनके ऊपर श्रद्धा रखी और उस भ्रद्धाके बसे उस 


, दूकानदारके ऊपर विश्वास रक्खा | दूसरी दूकानोंपर पूछकर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
1 
| 
| 


संख्या ३ ] ° 


श्रद्धा-विश्वास 


७७७ 


खातिरी कर ली कि उसने हैमको ठगा नहीं । इससे वह 
विश्वास दृढ़ हो गया | इस प्रकार श्रद्धा विश्वासकी जननी है | 
एक विद्यार्थी पाठझालामें पढ़नेके लिये बैठा । शिक्षकने 
उसकी पाटीपर एकका अङ्क लिख. दिया और कहा कि इसको 
“एक? कहते हैं । यदि वह विद्यार्थी शिक्षकेके वचनमें श्रद्धा न 
WA और उलटा प्रश्न करे कि इसको “एक? क्‍यों कहते हैं! 
घोड़ा क्यों नहीं कहेंगे !--ऐसी अवस्थामें वह विद्यार्थी पढ़ 
ही नहीं सकेगा | इस प्रकार जगतूर्मे सभी कार्योका आरम्भ 
ware ही होता हे और वही श्रद्धा परिपक्क होकर विश्वासमें 
परिणत होती है । 
चाळक जब जन्मता है; तत्र बिल्कुल अज्ञानकी हालतमें 
रहता है और उसको सारा ज्ञान केवल मातामें wal रखने: 
से ही मिलता है | माता कहती दै, “मैं तेरी माँ हूँ और ये 
तेरे पिता हैं |? बाळक श्रद्धासे विश्वास कर लेता है कि 
सचमुच ऐसी ही बात है | वह यदि ऐसा कहे कि “इसका 
क्या प्रमाण है कि तू ही मेरी माँ और यही मेरे पिता हैं ! 
प्रमाण देकर सिद्ध करके वतला तमी में माँगा, नहीं तो; 
नहीं मानूँगा ।? ऐसा हो तो उस लड्केका जीवन व्यर्थ जाता 
है; क्योंकि जिसको माताके वचनमें भद्धा नहीं, उसको जगत्‌- 
के व्यवद्दारमे क्या श्रद्धा हो सकती है ! 
हम कुछ सौदा लेने किसी दूकानपर गये | वहाँ दूकानदार 
को यदि यह श्रद्धा होगी कि उसके मालका दाम हम चुका 
a तमी वह दाम मिलनेके पहले माळ देगा | वैसी श्रद्धा 
न होगी तो पहले दाम माँगेगा और कहेगा कि पैसे मिलनेके 
m माल दूँगा । हमको भी यदि उसमें श्रद्धा न हो और 
हम ऐसा विचार करें कि दाम लेकर माल न दिया तो £-- 
ऐसी हाळतमें हम माल लेनेके पहले पैसे नहीं देंगे | सब 
ओर ऐसी ही गाँठ बंध जानेपर तो फिर कोई व्यवहार ही नहीं 
चल सकेगा | दूक्वानदार दाम BAB पहले माळ न दे और हम 
माळ लेनेके पहले दाम न Š, तब फिर सौदा क्याँकर हो ! 
इसलिये श्रद्धाके बिना कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता | 
“> श्रीकृष्ण भगवानूने गीतामें श्रद्धाके ऊपर बहुत जोर 
दिया है-- 
सस्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ 
(१७।३) 
अपने अन्तःकरणके संस्कारके अनुसार मनुष्यमें श्रद्धा 


होती है | मनुष्यमात्रका जन्म अज्ञान <s ही होता हैः 
इसलिये जो संस्कार पहले जाग्रत्‌ होता दश उसीके अनुसार 
उसकी श्रद्धा बन जाती है | अतएव मनुष्यमात्रमें किंसी-न- 
किसी प्रकारकी श्रद्धाका होना खामाविक है | इस प्रकार 
पुरुष श्रद्वामय दै, इसलिये जेसी जिसकी भद्धा होती हैः 
अनुसार उसका आचरण होता है | इस प्रकार शरद्धा मनुष्य 
मात्रमें एक नेसगिक धर्म है | 
श्रद्धावाँछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 
ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति U 
(गीता ४ । ३९) 
जिस मनुष्यके मनमै ईश्वरपर अद्धा है और इस कारण 
सद्गुरु तथा सत्‌-शाख्रमै जिसे विश्वास दै, इस प्रकारका 
साधक इन्द्रियोंका संयम करके तत्परतासे साधन करते हुए 
ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता दै और ज्ञानका उदय होनेपर तत्क्षण 
उसको मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तथा वह परम «शान्तिका 
अनुभव करता Š | 
इसके विपरीत, जिसमें ऐसी श्रद्धा नहीं होती; उसकी 
क्या दशा होती है, यह बतळाते हुए भगवान्‌ कहते ईैं-- 
अज्ञश्चाश्रदघानश्च संदायात्मा . विनश्यति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
(गीता ४। ४) 
जो मूर्ख दै, किंसीमें भद्धा नहीं रखता--ऐसा मनुष्य 
संशय और विपर्ययमें ही गोते खाया करता दै और परिणामः 
स्वरूप विनाशको प्राप्त होता है | इस प्रकारके निश्चय-विद्दीन 
मनुष्यको इस लोकमें भी सुख-झान्ति नहीं मिलती) तो फिर 
परळोकमें मिळनेकी तो आशा ही केसे की जा सकती है ! 
इसलिये श्रद्धा ही फळती दै, यह समझाते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं--- ° 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च ठग्रेत्य नो इह ॥ 
(गीता १७। २८ ) 
भ्रद्धाके विना किये हुए यज्ञ-्यागादिश दिये `x 
दानादि, की हुई तपश्चर्या, यहातक कि श्रद्धाके बिना 
किया हुआ कोई भी कर्म कोई फल नहीं देता; वह व्यर्थ 
जाता है। अर्जुन ! उससे इस लोकमें कोई सिद्धि नहीं 
मिळती, फिर भला परलोकर्मे केसे मिळ सकती है ! यानी 
नहीं मिलती | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७६ 


क्ल्याण 


a 


[ भाग ३० | 


SS | 


यहाँतक हमने यह आलोचना की है कि भद्धा और 
विश्वास तो qaw साधारणतः होते ही हैं । ऐसा होनेपर भी 
जो मनुष्य इनको विकसित नहीं करता; वह इस लोकमें तो 
सुख पाता ही नहीं, उसका परलोक भी बिगड़ जाता Š | 


श्रद्धा और विश्वासके विषयर्मे इतना सुनकर अपनेको 
सुधरे हुए तथा प्रत्यक्ष बिज्ञानको माननेवाले आधुनिक पुरुष 
कहेंगे कि “इस प्रकारके अन्धविश्वाससे ही हमळोगोका 
सर्बनाश हो गया है | इस प्रकारकी अन्धथद्धासे ही हभलोगों- 
को दूसरोंकी गुलामी करनी पड़ी और हमने स्वतन्त्रता खो 
दी | इस प्रकारके अन्धविश्वाससें समाज fee बनता है 
और व्यक्ति भी अपनी शक्ति wat बैठता है | इसलिये तुम 
जो भ्रद्धाविश्वासकी थात करते हो वह तो अन्धभ्रद्धा और 
अन्धविश्वास है | देखो) तुम्हारे मनु महाराजको हुए आज 
कितने वर्ष हो गये, तथापि आज भी उनके बनाये नियर्मोसे 
चिपटे रहना अन्धथद्धा नहीं तो और क्या है ! मनुने कहा 
कि foie रजखला-धर्मका पालन करना चाहिये | उस 
समयके देश-कालके अनुसार वह कदाचित्‌ लाभदायी हो 
सकता था, परंतु आज भी उसको पकड़े रहना अन्धा- 
नुसरण नहीँ तो और क्या है ! 


“मनुने कहा--*ईश्वर है और उसीने इस सुष्टिकी रचना 
की है और बही पाळता है |? पर इस बातमें आज वैज्ञानिक 
eee सत्य नहीं दीखता है; फिर भी इसको सत्य ही मानते 
रहना अन्धविश्वास नहीं तो और क्या है ! मनुने जो नियम 
बनाये ये, वे उन दिनोंके लिये ही थे | आज इस प्रगतिके 
GM उनको पकड़े रहनेमें क्या लाम है ! उन्होंने कहा है-- 
“विधवाका ब्याह फिर नहीं होना चाहिये |! (एक गोत्रके पुरुष- 
sñ विवाह-सम्बन्ध नहीं होना चाहिये |? “वर्णान्तरमें विवाह- 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिये तथा लडकीको पैतृक सम्पत्तिमे 
उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिये |! हम इन सब बार्तोको 
आज भी ऐसे ही मानते रहें तो फिर पञ्चमें और हममें अन्तर 
ahs भी जैसे हाँको वैसे ही चलता है और 

मी, आज इस विशानके युगमें भी; मनु महाराजके हॉकनेके 
अनुसार चळा करें तो फिर हम नर-पश्च ही न कहलायेंगे ! 
बाबू | अब युग वदळ गया है | आज मनुष्य उन्नतिके शिखर- 
. पर खड़ा है, (सच कहा जाय तो अवनतिकी अन्तिम 

सीढ़ीपर है ) ऐसी स्थितिमें तुमको ईश्वर और शास्ते भद्धा 
रखनेकी बात मुँहसे निकालते शर्म नहीं आती P 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अन्धविश्वास अवश्य हानिकारक है और इससे कुछ भी | 
नहीं करना चाहिये | अन्धा जिस प्रकार दृष्टि-शक्तिविहीन | 
होकर जहाँ-तहाँ धक्के खाता फिरता है; उसी प्रकार विवेक- | 
इृष्टिका उपयोग किये बिना सुनी या देखी हुई वस्तु या | 
व्यवहारके ऊपर ee विश्वास कर लेनेका नाम अन्धविश्वास | 
है और ऐसा विवेकशून्य विश्वास अवश्य अनिष्ट फळ | 
देता है । | 
विश्वास बहुत उत्तम वस्तु है और इसके बिना काम | 
चल भी नहीं सकता | तथापि यदि यह अपात्र या कुपात्रमें | 
किया जाय तो विनाशकारी सिद्ध होता है | जैसे दूध अमृततुल्य | 
होता है; फिर यदि उसको छाछके वर्तनमें डाळ दिया जाय | 
तो वह विकृत हो जाता है, फिर उसको पीनेसे छामके | 
बदले हानि होती है | शुद्ध बर्तनमें रक्खा हुआ qq एक | 
बालक पीता है तो उसके अङ्गकी पुष्टि होती है, परंतु वही / 
दूध यदि सर्प पी ले तो वह विषरूप बन जाता है और | 
मनुष्यका प्राण ले सकता Š | इसी प्रकार विश्वास एक सहज | 
वस्तु है और इसके विना कोई व्यवहार नहीं चलता | फिर | 
भी) उसमें यदि विवेकबुद्धिका उपयोग न हो तो लामके बदले | 
हानि करता है | मनुष्यकी विशेषता तो विवेकबुद्धिका | 
उपयोग करनेमें ही है | 


हम एक अपरिचित गाँवमें जाते हैं | किसी रास्ते या | 
स्थानपर कई मोड़ आते हैं और हम सामने आनेवाले किसी | 
भी आदमीसे पूछते हैं, वह जिधर मुड़नेके लिये कहता | 
है; हम उसी Rant जाते हैं | सम्भव है कि वह कोई ठग, | 
हो और हमें हैरान करनेके लिये विपरीत बता रहा हो | 


तथापि हम उसकी बातपर विश्वास रखकर उस दिजामै चळ ' । 
पढ़ते हैं | यह अन्धविश्वास है या और कुछ ! ie 


अपने घर एक रसोइया है | वह जब रसोई बनाता है, | . 
तब उसपर कोई ध्यान भी नहीं रखता | फिर भी, उसकी | , 
बनायी रसोई हम रोज खाते हैं सम्भव है कि वह धर्मके | . 


विचारते ura छोमी-डाळ्ची हो और हमारा कोई शत्रु उसे | 
सौ-दो सौ रुपये देकर हमारे भोजनमें विष मिळवा दे एवं | 


लोभके वश वह आदमी 'ऐसा कर भी बैठे | ऐसा सम्भब | 


होनेपर भी, इम उस रसोइयेमें हृढविश्वास रखते हैं | यह. : 


Í 
3 
š 
š 
त 


अन्धविश्वास है या और कुछ t हम अपने घर बैठे है, पेटमें | . 


ददं शुरू हुआ और दस्र होने लगे | हमने डाक्टरको | 
बुळानेके लिये फौरन .एक आदमी भेजा | हमारा परिचित | 


I 
| 
q 


संख्या ३ ] ° 


श्रद्धा-विश्वास 


——v——— ED o 


डाक्टर गाँवसे बाहर गया था | यह समाचार पाकर हमने 
किसी दूसरे अपरिचित डाक्टरको बुला लिया और उसकी 
दी हुई दवा विश्वासपूर्वक खा ली | उससे हम अच्छे भी हो 
सकते हैं और नहीं भी--इसका नाम अन्धविश्वास है या 
और कुछ t ० 

अव विचार करके देखिये । इस संसारके किसी मी 
काममें विश्वासके विना काम नहीं चलता और हम सहज भावसे 
जहाँ-तहाँ विश्वास करते भी हैं | उसमें समी आदमी विश्वास- 
योग्य नहीं भी होते, यह जानते हुए भी हमको उनपर 
विश्वास करना पड़ता है; क्योंकि किसी-न-किंसी मनुष्यके 
ऊपर विश्वास रक्खे बिना जीवन-निर्वाह हो नहीं सकता | 
इस प्रकार विवश होकर हम सबके ऊपर विश्वास करते हैं; 
फिर भी ऐसा अभिमान रखते हैं कि हम अन्धविश्वास 


। नहीं करते | 


अत्र जरा और विचार कीजिये | ईश्वर, age और 
सत्‌-शास्त्रके ऊपर विश्वास करना अन्धविश्वास कैसे कहला 
सकता दै १ ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ Š, वह प्राणिमात्र- 
का परम सुहृद दै, इसलिये उसपर विश्वास करनेसे ठगे 


। जानेका भय रहता ही नहीं; वल्कि एक सच्चा अवलम्बन 
। होनेसे हमारा जीवन सुखरूप बन जाता है | age भोत्रिय 


और ब्रह्मनिष्ठ हैं; उनको कोई लोकेषणा या वित्तैषणा है ही 


' नदद, जिससे वे हमको ठग सकते हों | अपने स्वार्थके विना 


i 
| 


मनुष्य कभी किसी दूसरेको नहीं ठगता । सदुरुके लिये तो 
जगतूका कल्याण करना ही स्वार्थ है | इसके सिवा उनका 
कोई दूसरा लौकिक ध्येय नहीं होता | इसलिये ईश्वर और 


| सहुरुके ऊपर विश्वास रखना अन्धविश्वास कैसे seer सकता 


है १ फिर, तपस्वी तक्षा जगतूके कल्याणकी ही कामनावाले) 
ईश्वरका साक्षात्कार प्राप्त किये हुए आसकाम और त्रिकालदर्शी 
ऋषियोंने जिन सत्‌-दाख्रोंकी रचना की है, उनके ऊपर यदि 
विश्वास न करें तो फिर अन्य किसके ऊपर विश्वास at? 
उनसे अधिक विश्वसनीय दूसरा क्या हो सकता है ! इस. 
प्रकार ईश्वर, सद्गुरु TM. सत्‌-शास्र हमारे हितैषी हैं तथा 
सर्वश हैं और इस कारण सच्चा मार्ग-दर्शन करानेवाले हैं | 
इसलिये इनपर विश्वास करनेको यदि अन्धविश्वास कहा जाय 
तो वह दुराग्रह और मूढ़ताके सिवा और क्या है ? 


परंतु आजका बुद्धिमान्‌ (१) मनुष्य उलटी ही राह चलता 
है | जो अत्यन्त विश्वसनीय है, वहाँ विश्वास करते डरता है 


1. 


तथा जहाँ विश्वास करनेका तनिक भी अवकाश नहीं) वहाँ 
आँखें मूँदकर विश्वास करता है और कहता है कि हम कहीं 
मी अन्धविश्वास नहीं करते । मढीभाँति न्यायपूर्वक देखेँ तो 
आजका मानव अन्धविश्वासमें ही जीवनयापन करता है और 
परम श्रद्धेय एवं विश्वसनीय स्थानमें वह विश्वास नहीं करता। 

आजका सुशिक्षितवर्ग आधुनिक भौतिक विज्ञानमें ही 
जो अचळ भ्रद्धाका सेवन करता है और उसके विघानमें पूर्ण 
विश्वास रखता है, वह अन्धविश्वास है या नहीं, यह देखना 
चाहिये | पहले विश्वकी उत्पत्तिके लिये नेबुलाके सिद्धान्तको 
लीजिये । सूर्य एक धधकता हुआ गोला था और उसमेंसे 
अलग निकले हुए कुछ टुकड़े आजके हमारे सूर्यलोक हैं 
यह सिद्धान्त माना जाता है और इसको हम आँखें मूँदकर 
स्वीकार कर लेते हैं | अब यदि तनिक विचार करें तो जान 
पड़ेगा कि यह वात सनकी एक निरंकुश कल्पनाके सिवा 
और कुछ भी नहीं है। फिर इस विश्वासको क्या कहा जाय, 
इसे पाठक ही निश्चय करें | 


एक दूसरे सिद्धान्तको wed डार्विनने विकासवाद कहकर 
पुकारा और यह निश्चय किया कि यह विशाळ प्राणि-जगत्‌ 
एक कोषवाले एक क्षुद्र जन्तुसे विकसित होते-होते बना है 
और वे मानवको वानरोंका वंशज मानते हें | केवळ समान 
आइतिको लेकर ही एकमेंसे दूसरी जाति उत्पन्न होती है; ऐसा 
मानें तो फिर छिपकली, गिरगिट, चन्दनगोंह) पाटागोह और 
छोटे-बड़े मगर आदि सब करीब-करीव एक ही 
आङ्कतिके प्राणी हैं; पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
विकासक्रमसे एकसे दूसरेका निर्माण हुआ है। डार्विनने 
बड़ा परिश्रम करके एक पूरी श्यञ्खला तैयार की और जहाँ- 
जहाँ Pract कड़ी नहीं मिली वहाँ-चहाँ चे जातियाँ Sa हो 
गयीं) ऐसा मान लेनेका निश्चय किया | अब इस कपोलकल्पित 
सिद्धान्तमें कोई विश्वास करे तो उसको "क्या कहेंगे; इसका 
निर्णय भी पाठक ही करे | 


विश्व-विद्यालयके एक वर्तमान उपाधिधारी वेशञनिरूने 
कुछ दिनों पहले यह प्रकट किया था कि मूँगफलीका मक्खन 
और उसका दूध बहुत अच्छा होता है; इसका उपयोग करना 
चाहिये | इसको बनानेकी रीति भी उन्होंने बतायी थी। 
उनको पहले पानीमें भिगोकर उसका लाल छिलका उतार ळे और 
तब उसको महीन कूटकर पीस ले और उसका लौंदा 
बना ले | बस; मक्खन बन गया और उत छौंदेकों पानीमें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७७८ कल्याणं [भांग ३० 
= 


घोल ले तो वह दूध बन जायगा | जो मक्खन-जैसा दीख 
पड़े वह सत्र मक्खन और जो दूध-सा दिखायी दे वह दूध । 
यदि ऐसी ही बात हो तो wad खानेको .जलाया हुआ 
चूना मक्खनकी अपेक्षा भी अधिक मुलायम और गाढा होता 
है और उसको यदि थोड़े पानीमें घोल दिया जाय तो वह 
प्रवाही दूधकी अपेक्षा भी अधिक सफेद और गाढा होता है | 
इन वैज्ञानिकोंने इस ( चूनेके) मक्खन और दूधके लिये 
आग्रह क्यों नहीं किया, यह समझमें नहीं आता | इस बातको 
जिसने सचा समझा हो, उसको अन्धा कहें या आखवाला; 
इसका विचार भी आप ही करें । 


अपनेको मनोवैज्ञानिक कहनेवाले श्रीफ्रायड महाशयने 
कहा है कि “पशु इन्द्रियसंयमका पालन नहीं करते, इससे 


उनको कोई रोग नहीं होता और वे जीवनभर तन्दुरुस्त: 


रहते Š | इसलिये मनुष्यको भी यदि तन्दुरुस्त रहना हो और 
रोगांको न आने देना हो तो इन्द्रियाँक्रो खच्छन्द्‌ विचरण 
करने देना चाहिये ।? यह बात हमारे शास्त्रोसे ठीक उलटी 
है और फिर भी आँखें मूँद करके इसे हमने सच्ची मान 
ली है | इसके फलस्वरूप अपने पवित्र देशमें आज 
अनाचार) दुराचार और यौन रोग बढ़ते जा रहे हैं | इस 
विश्वासको क्या कहें ! 


सारांश यह है कि हमारा चश्मा ही उल्टा हो गया हैः 
जिससे अच्छी वस्तु बुरी दीखती है और जो अन्धविश्वास 
है, वह सच्चा विश्वास दिखायी देता है । प्राथमिक mami 
ही हमको यह सिखाया गया है कि हमारे बाप-दादे तो ब्रिल्कुळ 
जंगली थे। इस कारण उनके रचे Meld कोई भी 
बात सच्ची हो ही नहीं सकती। हम भी ऐसे जंगली हैं 
कि इस बातको सच्ची मान 32 | इसीका यह परिणाम है कि 
आज इश्वर तथा सत्‌-शात्रोमें हमारा विश्वास नहीं रहा । हम 
यह कहना सीख गये'हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ लिखा गया 
है; वह सब झूठ और निराधार दै तथा अंग्रेजीमें जो लिखा 
जात है वह सच्चा और विश्वसनीय ही है। 


डाक्टरी जगतूका ही एक विषय लीजिये | उसके मुख-. 

पत्र 'लान्सेट'में जो लिखा गया हो; वह ब्रह्माके वाक्यसे भी 
अधिक विश्वसनीय है; ऐसा डाक्टर लोग मानते हैं | किसी 
कम्पनीने कोई दवा तैयार की, उसने किसी प्रतिष्ठित डाक्टर 
या वैज्ञानिकको राजी करके उससे एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर 
लिया और “लान्सेट'्में उसके विषयमें एक सुन्दर लेख 


लिखकर भेज दिया । बस, उसके-प्रकाशित होते ही डाक्टर 
लोग आँख मूँदकर उस दवाका प्रयोग करने लगते हैं और 


ढेर-का-ढेर वह माळ हमारे देशमें आकर उतरने लगता है | | 


पीछे मले ही; भूतकाळमें जैसा हुआ वैसे ही, भविष्यमें वह 


दवा भी हानिकारक सिद्ध हो जाय) परंतु वर्तमान कालमें तो | 


कम्पनीका पाकेट गरम हो ही जायगा | इसका नाम अन्ध 
विश्वास नहीं तो और क्या दै ! 


बिलायतके डाक्टरने कहा कि “खूब साग-भाजी खाओ | 
तथा साथ ही कच्चा कचुम्बर खाते जाओ तो AA बना ' 
रहेगा ।? बस, हमारे डाक्टरोंने इसे आँख मूँदकर मान लिया | 
है। सच है--“आज्ञा गुरूणामविचारणीया |? हमारे डाक्टरोंके | 
तो वे ही गुरु हैं; इसलिये उनके वचनपर विचार भी नहीँ | 
किया जा सकता | इस प्रकार हमारे डाक्टरोंने बहुत अधिक | 


साग खानेवाले बना दिये और अर्थकष्ट बढ़ा दिया | 


अब देखिये, वे लोग तो मांसाहारी Š | मांसके साथ | 
यदि रेशेवाले पदार्थ पर्यास मात्रामें नहीं खाये जायें तो मांस | 


अँतडियोमि ही सड़ने लगता है और इससे मनुप्यकी मृत्यु ' 
हो जाती है | यह एक ही तथ्य इतना प्रमाणित करनेमें . 
पर्यात्त है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है । तथापि उन | 
जातियोंमे मांस-भक्षणके विषयमें इतनी बड़ी अन्धश्रद्धा है | 
कि उसके बिना तो वे जी ही नहीं सकते- ऐसा वे मानते ' 
हैं। इस कारण वे मांस खाना छोड़ नहीं सकते | | 


बुद्धिसे तो यह बात समझते हैं; परंतु अन्धविइवासके कारण | 
मांस खाना उनसे छूटता नहीं | 


इस प्रकार अधिक साग खानेकी वात मांस खानेवाले | 
लोगोंके लिये सोलहों आने सच्ची है; परंतु साथ ही यह मी | 
उतनी ही सच्ची वात है कि हम निर्रामिषभोजियोंके लिये 
साग-माजीकी इतनी आवश्यकता नहीं Š | परंतु यह वात | 
डाक्टरोके ध्यानमें ही नहीं आयी | अन्धानुकरण करनेकी | 
जो टेव पड़ गयी है; इससे स्वतन्त्र विचार ही नहीं हो 
सकता | थोड़ा भी विचार करनेसे यह ज्ञात हो जाता है f 
हम जो गेहूँ, ज्वार; बाजरा, मकई आदि अनाज -तथा Ha 
मोठ, उडद, अरहर, चना आदि दाल खाते हैं, वे सत्र सागकी | 
कोटिमें ही हैं| आज भी गाँवोंमें “साबित उड़दका साग | 


बनाया था? “मूँंगकी दालका साग किया था? इस प्रकारे, « 


शब्दप्रयोग सुननेको मिळते हैं। हम जो घी) तेल) दूध 
आदि खाते हैं, वह बहुत ही अल्प परिमाणमें होता है और 


3 
) 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
7 
V 


संख्या ३ ] . 


राम-भरोसा - 


-———————ə>—1əÀ 


वह योगवाही STA ही काम करता है | इस प्रकार हमारे 
लिये साग-माजी निरर्थक है, फिर भी डाक्टरोंने इसका भूत 
ऐसा घुसेड़ दिया है कि साग-सब्जीका उपयोग बढ़ता जा रहा 
है और उसी परिमाणमें निर्धनता भी बढ़ती जा रही है| 


अरे अविश्वासी मनुष्य ! ईश्वर सद्गुरु और सत्‌-शास्रके 
ऊपर तो तुम विश्वास रखते नहीं तथा इस प्रकारके विश्वास- 
को तुम अन्धविश्वास मानते हो। परंतु विश्वासके बिना तो 
तुम्हारे जीवनका निर्वाह भी नहीं होता; यानी तुमको आति 
तुच्छ और पामर प्राणियोंपर विश्वास करना पड़ता है | यह 
क्या अन्धविश्वास नहीं है १ इसलिये मानव ! अब.भी 
जरा चेत जाओ और अपना कल्याण चाहते हो, दुःखके 
समुद्रसे निकलना चाहते हो तथा अखण्ड सुख-शान्ति एवं 
आनन्दमय जीवन प्रास करना चाहते हो तो अब भी Laas 
गुरुमें तथा ऋषिग्रणीत अपने sms विश्वास करो | यह 
अन्धविश्वास नहीं है | परंतु इसके अतिरिक्त, दूसरे प्राणि- 
पदार्थोमें किया गया विश्वास ही अन्धविश्वास है; क्‍योंकि वे 
WET भरपूर होते हैं; इसलिये कब्र दगा देंगे--यह कहा 
ही नहीं जा सकता | उनमें जहाँ स्वार्थपरता है, वहाँ इनमें 
परार्थपरता है | 

जिस मनुष्यका ईश्वरमें विश्वास नहीं दै, उसका जीवन 
विना लंगरके जहाजके समान है । जिस जहाजमें लंगर नहीं 
होता; वह हवाके झकोरोंसे चारों दिशाओंमें जहाँ-तहाँ 
थपेड़े खाया करता है और जो जहाज लंगर डाल देता है 


वह अपनी जगहपर अचल टिक सकता दै | इसी प्रकारसे 
जिस मनुष्यको ईश्वरमें इढ्‌ अद्धा है और उसके विधानमें 
अविचल विश्वास है उसका जीवन सुख-दुःखके झपेटेके 
बीच मी निश्चल और शान्त रह सकता है तथा जिस 


` मनुष्यका ईश्वरके ऊपर विश्वास नहीं; वह पग-पगपर सुख- 


ढुःखर्मे डोळा करता है और कहीं भी शान्तिसे विभाम नहीं 
पाता | अन्तमें जन्म-मृत्युके चक्करमें मटकता हुआ अनन्त 
काळतक अपार क्लेश भोगता रहता है | 

अत्र विचार तो करो | धूपमें चलता हुआ मुसाफिर 
एक शृक्षका आश्रय लेता है | इक्ष तो जड Š तथापि उसको 
शीतळ छाया देता दै तथा ऋतुके अनुसार फल-फूलसे भी 
संतुष्ट करता | किसी ग्रहस्थ या राजाकी शरणमे जानेपर 
वह भी मनुष्यकी यथाशक्ति सहायता करता है तथा उसके 
दुःख दूर करनेमें सहायक बनता Š | 


परम दयाछ परमात्मा, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके रक्षक 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर--ऐसे विश्वम्मर जो प्राणिमात्रके परम 
सुद्‌ और हितैषी हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखकर, उनके 
विधानमें विश्वास करके उनकी शरणमें जानेवाला मनुष्य 
निहाळ हुए बिना रह ही नहीं सकता | उसके सारे पाप-ताप 
तत्काल ही निदृत्त हो जाते हैं और उसको अखण्ड आनन्द 
तथा अविचल शान्ति मिळती 2) इसीलिये भगवानने 
प्रत्येकको आग्रहपूर्वक कट्दा है-- 

सवंघमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


राम-भरोसा 
सुमिरत जाके जगत मति, नरपति, सुरपति, लोकपति, 

at न फिरि मन जोर। अधिपति अधिक „ कि चाह। 

. राम-चरन शुचि कल्पतरु, राम-चरन अनुराग tit, ` 
फलत मनोरथ मोर ॥ आन रंग उड़ राह॥ 

ˆ राम-सिया-पद्‌-कल्पतरु, इग न दिख्यों, दुख जो हरत, s 
करे 'सिरख' मन शांत छिपे छिपत हिय mi 
प्रात प्रभाकरकी प्रभा, नवल-चधू e  कढो, | 
प्रसरत पृथ्वी-प्रांत ॥ कब त्यागो चह झाँप॥ 
--शिवरक्ष ag (सिरसः 

— D0 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भगवानकी प्रापि करानेवाले उत्तम गुण और आवंरण 


Une | 


(लेखक--श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


उत्तम गुण और उत्तम आचरण शीघ्र परमात्माकी 
प्राप्ति करानेवाले हैं | उत्तम गुणोंसे अभिप्राय है-हृदयके 
उत्तम भाव और उत्तम आचरणोंसे अभिप्राय है--मन, 
वाणी और शरीरकी उत्तम क्रिया | इनमें उत्तम क्रियाओंसे 
उत्तम भावोंका संगठन होता है और उत्तम भाव होनेसे उत्तम 
क्रियाएँ खाभाविक ही होती हैं | ये परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक हैं | फिर भी क्रियाकी अपेक्षा भाव प्रधान है | जैसे 
कोई मनुष्य दूसरोके अनिष्टके लिये यज्ञ, दान, तप 
आदि करता है तो उसकी वह क्रिया तामसी है और 
बही क्रिया यदि पुत्र, त्री, धन और खर्ग आदिके लिये की 
जाती है तो राजसी है तथा. निष्कामभावसे संसारके हितके 
लिये भगवल्ीत्यर्थ करनेपर वही क्रिया सात्त्विकी हो जाती | 


क्रिया एक होते इए भी भाव उत्तम aaa वह उत्तमः 


फळ्दायक वन जाती है | इसलिये क्रियाकी अपेक्षा 
भाव ही प्रधान Š | 

जो दुराचार, दुब्यंसन और व्यर्थकी क्रियाऐ हैं, 
सब तो नरकमें ले जानेवाली हैं, उनकी तो यहाँ कोई 


चर्चा ही नहीं है । वे तो सर्वथा त्याज्य हैं । जो - 
कल्याणकारक आचरण हैं, जो भगवत्मातिमें सहायक हैं, — 


उन्डींकी यहाँ चर्चा की जाती है | वे सव आचरण भी 
निष्काममात्रसे किये जानेपर ही कल्याण करनेवाले होते 
Ë | इसलिये adie उत्तम क्रियाओंका आचरण 
निष्काममावसे ही करना चाहिये | उत्तम क्रियाएँ कौन 
कौन हैं, उनका कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया जाता ë 


सबके साथ सरलता) बिनय, ग्रेम और आदरपूर्वक 
निःखाथभावसे व्यवहार करना | 

शरीरको जळ और मृत्तिकासे शुद्ध और खच्छ रखना 
तथा घर और वल्लोंको भी झुद्ध और खच्छ रखना I 


ब्रह्मचर्यका पालन करना | किसी भी सुन्दरी युवती 
खीका अथवा पुरुष या वाळकका अरलील्भावसे दर्शन 
भाषण, स्पश, चिन्तन, एकान्तवास आदि कभी न करना| 


3g 


मन, वाणी, शरीरसे किसी क्षुदर-से-क्षुद्र भी प्राणीको | 


किसी भी निमित्तसे विश्चिन्मात्र भी कमी दुःख न. 


पहुँचाना, बल्कि अभिमानका त्याग करके fee 
मावसे सबका सब प्रकारसे परम हित ही करते रहना | 


कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका हित ही करना | | 
वाणीके द्वारा भगवानूके नामका ग्रेम और आदरपूर्वक | 


निरन्तर जप करना तथा सत्‌-शाख्रोंका साध्याय करना |; 


एवं जो सत्य और.प्रिय हो तथा जिसमें सबका हित हो, | 
| Í 


ऐसा कपटरहित सरल वचन बोलना | 

सदा शाख्नकी मर्यादाका पालन करना । भारी-से-भारी 
कष्ट पड्नेपर भी Sor, भय, लोभ, काम अथवा किसी 
भी कारणसे- मर्यादाका त्याग नहीं करना | 


महापुरुषोंका सङ्ग, सेवा-सत्कार, नमस्कार और उनकी | 


ç 
र 
| रे 
š 


आज्ञाका पालन करना इत्यादि | 


हो जाती है | 


इस प्रकारके उत्तम आचरणोंको निःखार्थभावसे | 
करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भगवानूकी प्राप्ति 


र 


3 


इसके सिवा, जिनके कान भगवानूके नाग, रूप, गुण, ह : 


प्रभाव, लीळा, तत्त, रहस्यकी बातोंको सुनते-सुनते अधाते 
नहीं, जिनके नेत्र केवल भगवानूके दर्शनोके लिये ही चातक 
और चकोरकी भाँति लालायित रहते हैं, जिनकी वाणी 


प्रेमपूवक भगवानके गुर्णोका ही गान करती रहती है, | म 


जिनकी नासिका भगवानूके खरूप तथा भगत्रान्‌को 
अर्पण किये हुए पुष्प, चन्दन, माला, तुल्सी, नेवेद्य 
आदिकी गन्धको लेकर मग्न होती रहती है, जिनकी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
a 


fe 


| 


1 


संख्या ३ ] ० 


| जिह्वा भगवानके अर्पण किये हुए प्रसादका ही आखादन 
| करती है तथा जो नर-नारी भगवानूके अर्पण करके ही 
गती. और गगत्रान्‌की प्रसन्नताके लिये ही भगत्रानका प्रसाद 
न.) समझकर वस्न और आभूषण धारण करते हैं, जो मनुष्य 
| अपने शरीरसे ईश्वर, देवता और ब्राह्मणोंका तथा वर्ण, 
आश्रम, गुण, पद और अत्रस्थामें जो अपनेसे बड़े हों, 
उनका प्रेम और विनयपूर्वक आदर-सत्कार, सेवा, 
आज्ञापाल्भ और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र 
+ भगवान्‌पर ही निभर रहकर हाथोंके द्वारा भगवानकी 
। | सेवा, पूजा श्रद्ा-्रेमपूर्वक निष्कामभावसे करके मुग्ध 
| | होते हैं, जो भगवानूके डीलाविम्रहों और उनके भक्तोंके 
क| दर्शनार्थ ही चरणोंसे तीर्थोमें जाते और श्रद्वा-भक्तिपूर्वक 
गा | उनमें खान करते हैं, जो भगवानके मन्त्रका श्रद्धा- 
। भक्तिपूवेक जप करते हैं, जो शात्र-विधिके अनुसार 
नित्य दान, श्राद्ध, तर्पण, होम, ब्राह्मण-भोजन श्रद्धा- 
) , प्रेमपूर्वक करते हैं, जो माता, पिता, खामी, आचार्य 
| आदि गुरुजनोंको भगवान्‌से भी बढ़कर समझते तथा 
«| उनकी सब प्रकारसे श्रद्धा, भक्ति और आदरपूर्वक सेवा, 
. ' सत्कार और पूजा करते हैं इस प्रकार जो केवळ 
| भगवानूमें प्रेम होनेके लिये ही श्रद्धा-प्रेमपूर्वक भक्तिसंयुक्त 
१ उपर्युक्त आचरण करते हैं, उनके ead भगवान्‌ 

| विशेषरूपसे निवास करते हैं । 
। जिनके हृदयमें सम्पूर्ण दुर्गुणोंका अभाव होकर 
। सद्गुण प्रतिष्ठित्‌ हो जाते हैं, उनके हृदयमें भगवान्‌ 
। विशेषरूपसे निवास करते हैं और वे शीघ्र ही परमात्माके 

। निकट पहुँच जाते हैं । 

' जिनमें फाम-क्रोध, लोम-मोह, अहंकार-अभिमान, मद- 
| मत्सर, दम्भ-दर्प, राग-द्वेष, छळ-कपट, अशान्ति-क्षोम, 
' आलस्य-प्रमाद, भोगवासना और विक्षेप आदिका अत्यन्त 
' अभाव हो गया है, जो सबके हेतुरहित प्रेमी, सबके 


| हितमें रत, सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, जय- | 


भगवानूकी प्राप्ति करानेवाले उत्तम गुण और आचरण 


७८१ 


पराजय, लाभ-अलाभमें सम हैं, जिनके मनमें मगवानके 
सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो निरन्तर भगवानके 
ही शरण हैं, जिन्हें भगवान्‌ प्राणोसि भी बढ़कर प्यारे 
हैं, जिनका भगवानमें ही अनन्य बिशुद्ध प्रेम है, 
जो माता-पिता, भाई-वन्थु, मित्र, खामी, गुरु, धन, 
विद्या, प्राण-सर्वख एक भगवानको ही मानते हैं, 
जो परनारीको माताके समान और पराये धनको fu 
समान समझते हैं, जो दूसरोंके दुःखसे दुखी और 

दूसरोंके सुखसे ही सुखी रहते हैं, जो दूसरोंके 
अवगुणोंको नहीं देखते, उनके गुर्णोको ही ग्रहण करते 
हैं, जो गौ, ब्राह्षण और समस्त प्राणियोंके हितमें रत 
हैं, जो नीतिमें निपुण हैं, जो अपनेमें जो कुछ अच्छाई 
है, उसे भगवान्‌की कृपा समझते हैं और अपनेमें जो 
बुराई है उसे अपने खभावका दोष मानते हैं, भगवानके 
भक्तोंमें जिनका प्रेम है, जो जाति, पाँति, धन, घर, 
परिवार, धर्म, बड़ाई आदि सबमें आसक्तिका त्याग कर 
भगवान्‌को ही हृदयमें धारण किये रहते हैं, जिनकी . 
दश्मिं खर्ग, नरक और मोक्ष समान हैं, जो सर्वत्र 
भगबान्‌को ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और 
शरीरसे भगवानके ही सच्चे सेवक हैं और जो कमी 
कुछ मी नहीं चाहते, प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवानमें 
ही खाभाविक निष्काम प्रेम है, ऐसे मनुष्योंके इदयमें 
भगवान्‌ विशेषरूपसे निवास करते हैं । 

यों तो भगवान्‌ सव जगह समानभावसे व्यापक हैं 

ही, किंतु जिनके हृदयका भाव उपयुक्त प्रकारसे 
उत्तमोत्तम सद्गुण और weer युक्त है, उनके 
हृदयमें भगवान्‌ विशेषरूपसे विराजमान हैं | Qami 
भगवान्‌ कहते है - 


समोऽहं सर्वेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते QW चाप्यहम्‌ ॥ 
(९।२९) 


| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
७८२ | कल्याण अ [ माग ३, 
९! 


——r ns 


TTT NaS: | 
“मैं सब भूतोमें सममावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा कर्मोके कर्तान और फलेच्छाका अत्यन्त अभाव है 
अग्रिय है और न कोई प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको हर्ष-शोकका भी जिनमें अत्यन्त अभाव है, जिने 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष वैरी-मित्रमे, शीत-उष्णमें, अनुकूलता-प्रतिकूल्तामें à 
प्रकट हूँ |? | मिट्री-खर्णमें समान्‌ भाव है, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रा | 
यद्यपि न्रह्मासे लेकर खम्बपर्यन्त समस्त आणियोंमें पदार्थ, भाव, क्रिया और परिस्थितिमें जिनका समान झ 
भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे समभावसे व्याप्त हैं, इसलिये wq है, जो भगवानके. विधानमें हर समय संतुष्ट है 
उनका सबमें समभाव है और समस्त चराचर प्राणी घर और देहमें अभिमानसे रहित हैं, जिनकी बु 
उनमें सदा स्थित हैं. तथापि भगवानका अपने भक्तोंकी स्थिर है और जो परमात्माके ज्ञानमें ही नित्य स्थित है. 
अपने हृदयमें विशेषरूपसे धारण करना और उनके ऐसे भक्तिसंयुक्त सद्गुणोंसे सम्पन्न भगवानके म 
५ खयं प्रत्यक्षरूपसे निवास करना भक्तोंकी अनन्य भगवानको अत्यन्त प्रिय हैं | | 
' - ही होता है | र इसलिये हमें चाहिये कि अपने भाव और क्रियाओं 
दा समभावसे सब as जगह प्रकाश देनेवाळा सूर्य को उत्तम-से-उत्तम बनावें । वास्तवमें भाव उत्तम होने' 
दर्पण आदि--खच्छ पदार्थो्मे प्रतिबिम्बित होता है, क्रिया अपने-आप खाभाविक ही उत्तम होने ont है 
काष्टादिमें नहीं होता. तथापि उसमें विषमता नहीं है; उसमें कुछ भी परिश्रम और र | 
वैसे ही wath हृदये Ravens कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता और ३. 
हृदयमें विशेषरूपसे विराजमान होनेप ..६ _ | 
थी खा PEP सवया ईश्वरके ही शरण हो जाता है, अपने-आप 
ट ईश्वरके समर्पण कर देता है, उसमें ईश्वरकी भक्ति 
` जिनका किसीसे भी द्वेष नहीं, सबपर हेतुरहित ्रभावसे उत्तम गुण खत: ही आ जाते Š 
दया और प्रेम है, जो क्षमाशील हैं, अहंकार गौर र । गत 
eee te भर छोगोंको उत्तम गुण और उत्तम भावकी प्रातिके लि 
ह लि es © om दिये ईश्वरकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये | इस प्रकार करने | 
oe on di चिनका ईश्वरकी इपासे प्रमाद, आळस्य, भोगवासना 
इच्छा, भय, उद्वेग और आसक्तिका अत्यन्त अभाव दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ संकल्पोंका , र 
होकर परम ae हो गया है, जो काके २ 7 दुव्यसन ओर व्यर्थ | अत्यन्त अभा 
दक्ष है, जो संसारसे ब्र १० कल्याणकारक विवेक और वैराग्ययु 
De उदासीन और | हैं, जिनमें सदूयुण-सदाचार खत: ही आ जाते हैं | | 


S00, 
र पच थोर श जीवनका लक्ष्य 
TT अयसे Lo yem युत «हरि? ) 
झड” विचारा नि तत्व-चिन्तत निरन्तर करना, 
सच” बैठा भय-शीश फै, : मन उन्नत भावो से भरना, 
निर्मय य श्त वस यही है-- 


बीन बज्ञाय 
lI | 
—senge — ` ask तम-सागर तरना | . 


| 
| 
| 
| 


i 
] 
। 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
1 


Sa. 


५ 


i विश्व-वशीकरणं 


गोखामी श्रीतुलसीदासजीका कहना है किं मधुर वचनसे 


i सर्वत्र समीको सुख मिळता Š, यह प्रत्यक्ष ही वशीकरण- 
| मन्त्र है | अतएव कडुवचन छोड़ देना चाहिये । 


तुरुसी मोठे वचन ते सुख उपजत ag ओर \ 

वसीकरन यह मंत्र है परिहरु बचन कठोर ॥ 

श्रीवाराहमिहिराचार्यने अपनी वृहस्संहितामें कहा है कि 
प्रियमाषी मनुष्य अभिमानियोंसे भी अपना कार्य बड़ी 
सुगमतापूर्वक करा लेता दै, यद्यपि अहंकारीका वशीकरण 


| अन्य किसी प्रकारसे होना डुप्कर ही है-- 
कृच्छ्रेण संसाधयतेऽभिमानी 
कार्याण्ययत्नेन वदन्‌ प्रियाणि । 
( श्रृहृतूसं० ७५ । ६ ) 
भावुकोंका आक्षेप 


इसपर कुछ लोगोंका कहना है कि मधुर भाषण धूतोंका 
कार्य है । वे ही चाटुकारितासे अपना कार्य सिद्ध कर पीछे 
विश्वासघाततक कर Ast हैं | इसलिये “मीठी बोली 


' दगाब्राजकी निशानी? समझनी चाहिये | ( कुलटा ) स्त्रियोके 
। सम्बन्धमें प्रसिद्ध ही है कि उनकी बोली अमृत-जैसी पर उनका 


हृदय छुरेकी धार-जेसा होता है-- 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्घनम्‌ । 
हृदयं क्षुरधाराभं fra: को नाम योषिताम्‌१ ॥ 
( श्रीमद्भा० माही० ५ । १५; श्रीमद्भा० ६। १८ । ४१; 
९ । १४ | २७) 
- इसी प्रकार दुर्शेके सम्बन्धमें भी प्रसिद्ध है कि वे मोरके 
समान मीठा ated हैं; पर पीछे अपना काम साधनेके लिये 
प्राणतक लेनेमे नहीं हिचकते-- : 


वारहिं मधुर वचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हदय कठोरा॥ 


भय दायक खरु की प्रिय बानी A जिमि अकाळ के कुसुम मवानी ॥ 


१. शरत्पश्मोत्सवै वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 
: हृदयं क्ुरधाराभं sf को वेद चेष्टितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। १८। ४१) 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


दुर्जनैरुष्यमानानि वचांसि सधुराण्यपि । 
अकालकुसुमानीव भयं संजनयन्ति fu 
( हितोपदेश विग्य० २३ ) 
इसलिये खरे संतोंकी पहचान ही यह दै कि वे ऊपरसे 
कठोर ही बोलते हैं, पर उनका हृदय गरी-जैसा कोमल होता 


है, परिणाम बड़ा मधुर निकलता है-- 


नारिकेळफलाकारा श्यन्ते सजना जनाः। 
बचन परम हित सुनत कठोरे | कहहिं सुनहिं ते नर जग थोरे ॥ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुलभः | 
( वाल्मीकि० युद्धकांड ) 
अन्यथा दुष्ट चाडुकारोंकी दुनियामें क्या कमी है वे तो 
सर्वत्र सुलभ हैं ही-- 
प्रिय बानी जे कहहिं जे सुनहीं । ऐसे नर निकाय जग »हहीं ॥ 
पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
( वास्मीकि० युद्धकांड० ) 
~ 0 
उचित मार्ग कोन ! 
पर मनु आदि स्मृतिकारोंने स्पष्ट दी सत्य तथा प्रिय 
बोलनेकी सम्मति दी है | कटु सत्य--कानेकों काना कहनेकी 
मनाही भी की है-- 
“न ब्रूयात्‌, सत्यमग्रियम्‌ |? 
(४। १1३८) 
साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि साधुका कटु- 
भाषण ही धर्म है या साधु केवळ नारियळ-जैसा ही हो सकता 
है या मधुर उपदेश हितावह हो ही नहीं सकता या हितकर 
चात कठोर होगी ही; क्योंकि 'सुनत मधुर परिनाम pa 
स्वयं तुलसीदासजीने ही मधुर हितावह बात केकेयीको विप्र 
पत्नियोसे कहछायी है | और-- 
परुप बचन कबहुँ नहिं बोरहि' 
— साधुका लक्षण भी उन्होंने स्पष्ट ही बतलाया Š | 
अतएव कठभाषण तो साधुका लक्षण कभी नहीं हो सकता | 
अधिक क्या, कटुमाषणको तो कहीं-कहीं सत्रसे भयानक 
पाप बतलाया गया है | 'भ्रीमद्धागवतः मे भिक्षुकाख्यानके 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७८४ 
प्रसज्ञमें बड़े स्पष्ट शब्दोमें कहा गया है कि मर्मभेदी बाणोंसे 
भी हृदयको उतना, ताप नहीं होता, जितना कठोर वचनरूपी 
तीखे वाणोसे होता है-- 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुममंगैः | 
यथा तुदन्ति ममंस्था . हासतां परुषेषवः ॥ 
(११।२३।३) 
उत्तररामचरितकार भवभूतिके शब्दोंमें उन्मत्त एवं 
प्रमत्तकी तीखी वाणीको राक्षसी वाणी कहा गया है और उसे 
समी वेरो कलहों तथा अनथोंकी जड़ कहा गया है-- 


ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदप्तयोः | 
सा योनिः सर्ववैराणा सा हि लोकस्य Rake: ॥ 
(५। ३०) 


विदुरने भी धृतराष्ट्रको समञझाते हुए कहा था कि जिन 
वागतराणोसे व्यथित प्राणी रात-दिन व्याकुळ रहता है, ऐसी 
वाणीको पण्डित कभी भी दूसरेपर प्रयोग न करे-- 
चाक्सायका = चद्नान्निष्पतन्ति 
यैराहतः "शोचति राञ्यहानि | 
परस्य ` नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्यः ॥ 
( उद्योग० ३४ । ८०; अनुशा० १०३। ३२ ) 
भीप्मने भी राजधमोंको समझाते हुए युधिष्ठिरसे कहा 
था कि जिससे दूसरोंको हश; उद्गेग पहुँचे ऐसी रूखी बात 
पापलोक- घोर नरकमें Š जानेवाली Š, उसे कमी भी राजा 
मुँहसे न निकाले 
नारुन्तुद्‌ः 
न 


स्यानन नृशंसवादी 
: हीनतः परमभ्याददीत | 
ययास्य पर उद्विजेत ` 
च तां वदेद्रुशतीं Segue पापलोक्यास्‌ ॥ 
( अनु० १०४। ३१) 
Aree विंधा हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन पुनः 
अडुरित हो जाता है, पर दुर्बचनरूपी sa किया हुआ 
भयंकर घाव कभी नहीं भरता-- 
tet सायकॉर्निद॑ वनं परझुना हृतम्‌ | 
चाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ 
aU (अनु० ३३ ) 


'कर्णि, नालीक और नाराच--ये यदि शरीरमें छग जायें 


७ ७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याणे 


[ माग ३५ | 


तो निकाले जा सकते हैं, किंतु कठुबचनरूपी भयंकर ay 
निकाला जाना असम्भव है । वह तो सदा हृदयमें कस 

रहता है-- | ह | 
कर्णिनालीकनाराचान्‌ निहरन्ति शरीरतः | 

वाक्शल्यस्तु न निईतुं शक्यो हृदिशयो हिसः॥ | 

( महा० अनु० १०४ | ३४) 


इसलिये अंधे, काने) छाँगुर, निपद्‌, निन्दितः कुरूप और, 
धर्मद्दीन मनुष्योंको वैसा कहकर खिल्ली नहीं उड़ान 
चाहिये--( ३५) | L 
अन्यत्र भी कहा गया Š कि जो मनुष्य मर्मको पीड़ित 
करनेवाली कठोर और रूखी वाणी बोलता है और कोहि. 
जैसे बचनोंसे मनुष्योंको दुःख पहुँचांता है, उसे अत्यन्त, 
अमज्ञल्युक्त तथा मृत्युको ही झुँहमें धारण करनेवाल' 
समझना चाहिये | रूखे और तीखे वचन मनुष्योंके मर्म, 
अस्थि, हृदय और प्राणोंको जला देते हैं, अतएव धर्मनिष्ठ. 
पुरुषको तीखी एवं रूखी वाणीका सदा-सर्वदा त्याग करना 
चाहिये | 
अस्न्तुदं परुषं रूक्षवाचं 
वाक्कण्यकेविंतुदन्तं मजुष्यान्‌ | 
विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां 
सुखे नितरद्धां निऋतिं aera ॥ ` 
मर्माण्यस्थीनि ह्वदयं तथासून्‌ 
रक्षा वाचो निर्दहन्तीह पुंसाम्‌। | 
वाचयुषतीमुग्ररूपाँ L: 
वजयीत ॥ ' 
. (meu) | 
जो यह कहा जाता Š कि सच्चे साधु-महात्मा कडुवचन । 
ही बोलते हैं, सो भी ठीक नहीं | वाहर-मीतररे पवित्र, सर | 
तथा अत्यन्त मृदु होना ही वास्तविक साधुता है, इसलिये | ' 
साइपुरुष कभी भी उद्देजक वेदविरोधी मार्ग भला कैसे अपना णद 
सकता है १ उसके मुँहसे तो भगवन्नाम-यश तथा सदुपदेशमयी | 
दृक्तिसुधाकी ही वर्षा होती Š कुटिल, तीक्ष्ण, मर्मभेदी | 
विषेछे बाण तो gee ही मुँहसे निकल सकते हैं | साधुः | 
कवियोंकी ही यूक्ति है-- | 


कुटिक बचन सबसे बुरा, जारि कर तन ax 
सादु वचन जरु रूप है बरसे अमृत घार ॥ 


| 


तस्मादू 


| 
| 
| 
| 


`w दुर्जनको मुँह विबर है निकसत बचन भुजंग । 
औषध मौन है डसै न एको अंग॥ 
( तुलसीदास ) 
| मनमें रहना भेद न कहना बोलिबा अमृत यानी । 
| आगिला आनी होइबा अत्रथू तो आपनभ्होइबा पानी ॥ 
v) | ( गोरखनाथ ) 
और गोस्वामी तुलसीदासजीने तो साधुओंके लिये स्पष्ट लिखा 
है कि वे शम-दमकी नीतिसे नहों विचलित होते और न कभी 
| भूलकर पुरुष वचन ही बोलते है-- 
ह| सम दम नियम नीति नहिं se । 
इत WI बचन Fat नहिं au 
| उलटे वे सभीको बड़े आदर-मानसे सत्कृत करते हैं-- 


“a सबहि मानप्रद आपु अमानी o 

[a = 

म! मृदुभाषण आर राजनीति 

Ty । राजाके लक्षगोंमें मनु, ASE, शुक्र, कामन्दक, 


ना, कोटल्यः राम) भीष्म--समीने “नम्रता; अक्रूरता तथा मधुर 
| भाषण?का समावेश किया है। अधिक क्या, नीतिके चार 
` “RONH प्रथम “साम? ही है और वह “साम” चार प्रकारका 
| शोता है और उन ant ag dam अनुस्यूत दै । 
' कड्वचनकी ag निन्दा सभी राजनीतिज्ञोंने की दै अम्नि- 


तथा लोकोद्देजक होता दै, इससे सारे प्राणी शत्रु बन 
। प्रेते पि. 

' ° ाक्पारप्यं पर लोके उद्देजनमनर्थकम्‌ | 
भूतान्युद्वेज्यमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयम्‌ । 

| Rear शत्रुरेव विनाशाय भवन्ति ते ॥ 

( अझिपुराण २४१ । ३६-३८ ) 
| शुक्रका कहना है कि राजाको चाहिये कि मनोहर 
। याणीसे वह सदा संसारको प्रसन्न रक्खे। अन्यथा, कट॒वाणीसे तो 
कोई कुबेरके समान भी राजा क्यों न हो; वह प्राणियोंको 
कम्पित कर डालता Š | अतएव किसी भी अवस्थामै राजा 
qed कटु शब्द न निकाले-- 


,१- बराबर स्वरूपावस्थितिमें रना चाहिये, अपना अनुभव 
विसीवो नहीं बताना चाहिये, अमृत वाणी Se चाहिये । 
` सामनेका मनुष्य यदि आगबवूळा हो जाय तो साधवको पानीके 
समान FA हो जाना चाहिये । 


३--४-- 


| 
Í 
i 
| 
| 
4 
| 


|| 

| 

i 

| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
| 

I 


विश्व-वशीकरण 


युराणमें श्रीरामका कहना हना हे कि वाकपारुष्य महान्‌ अनथंकर ' 


9८५ 


. नित्यं मनो5पहारिण्या वाचा प्रह्वादयेजगत्‌ | 
उद्देजयति भूतानि कूरवाग धनदोऽपि सन्‌। 
पीडितोऽपि हि सेधावी न at वाचमुदीरयेत्‌ ॥ 

( शुक्रनीति १ । १६५-६६ ) 

सजन, स्वजन एवं शत्रुओंसे भी जो सबंदा दिष्ट एवं 

प्रियमाषण करता है, वह सबको प्रिय होता है--विद्वानकी 

बाणी तो हंस, कोकिळ और मोरसे भी मनोहर होती है-- 
मदरक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखण्डिनः | 
हरन्ति न तथा वाचो यथा चाचो विपश्चिताम्‌ ॥ 

( शुक्रनीति १ । १६८ ) 

जो लोग सर्वदा मधुर बोलते हैं और सखजनोंका सत्कार 

करते हैं, वे वन्द्यचरित्र स्वनामधन्य पुरुष मनुष्यके बेरमै 

साक्षात्‌ देवता ही हैँ 

ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम्‌ | 
श्रीमन्तो चन्द्यचरिता देवास्ते नरविग्नहाः ॥ 

« ( शुक्रनीति १। १६९ ) 
सभी जीवोंपर दया; प्राणियाँसे मित्रता, दान तथा मधुर 
भाषण--इन चारोंसे बढ़कर कोई वशीकरण इस विश्वमै 


नहीं है-- 


न get संवननं त्रिषु wag विद्यते | 
दया मैत्री च भूतेयु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ 
= ( शुक्रनीति सा० 2 । १७०) 
“कामन्दक'का कहना है कि प्रिय बोलना, सत्य बोलना, 
दया करना, दान देना, दीनोंकी रक्षा करना, सत्पुरुषोंकी 
सङ्गति करना तथा सच्चरित्र होना--ये सात सत्पुरुषोके ब्रत Š । 
अतएव राजाको चाहिये कि वह विश्वको वश करनेके लिये 
सभीसे बिना कुछ खर्चक्रे प्रसन्न करनेवाळी प्रिय वाणीका 
प्रयोग करे--। इतना कहकर ये पूर्वोद्धुत awk सभी 
वचनोंको लिख जाते हैं और फिर अन्त कहते हैं कि “कहाँ 
तो राजवर्ग और कहाँ प्रजाका संग्रह; पर मधुर बचनमें कुछ 
ऐसा ही वशीकरण है कि उसके योगते प्रजा वशमें आ जाती 
है और वह मर्यादासे एक डग भी विचलित नहीं होती-' 
क च नरपतिवगः संग्रहः छ प्रजानां 
मधुरवचनयोगाळोीकमाहादयीत । 
मधुरवचनपादीरानतो छालितः सन | 
पदमपि हि न लोकः संस्थितेभेंदमेति ॥ 
( कामन्दकीय नीतिसार ३ । ३९ ) 


कल्याण 


i! 
| 


[ भाग'३ | 


ee काका | 


सृदुभाषणसे पुण्य >. 
शीविष्णुध्मासंरपुराणके तृतीयखण्डका सम्पूर्ण २९४ वा 
अध्याय ही प्रियमाषण--प्रियंवद-प्रशंसात्मक उसके 
अन्तर्मे कहा गया है कि प्रियवादियोंको यहाँ भी सुख मिलता है 
और मरनेपर वे खर्गमें जाते हैं । प्रियंबदोंकों सब कुछ मिल 
जाता दै, इसलिये सदा मधुर प्रिय-माषी होना चाहिये-- 
प्रियंवदा नाकसथ ग्रयान्ति | 
प्रियंवदा: सर्वेमथाप्नुवन्ति 
प्रियंवदः स्यादत एव नित्यम्‌॥ 
: ( श्रीविष्णुधमं० ३ । २९४ । ७ ) 
इसी प्रकार भविष्यपुराण ब्राह्मपर्वका कहना है कि 
मनुप्यके हृदयको न तो शीतळ जल ही इतना आह्वादित कर 
सकता है और न चन्दन अथवा शीतल छाया ही, जितना 
उसे मधुरभाषिणी वाणी आह्ादित करती है (अतएव सत्य 


मृदुभाषणका पुण्य कहना कठिन है )-- 
न तथा ' शीतलसलिलं 
न चन्दनरसो न शीतला छाया। 
आह्वादयति च पुरुषं यथा 
मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
( भविष्य, ब्राह्मपव॑, ७३ । ४८ ) 
मङ्गलजनक ओर वशीकरण ' 


ऊपर हम शुक्रके aged Gad त्रिषु लोकेषु विद्यते? 
इन शब्दामै मधुरमाषणको तीना छोकोंमें सर्वोत्तम वशीकरण 
कह आये हैं। oltre a इंसरूपी भगवानने भी यही 
उपदेश किया ह . 

ग्रियवाक्यात्‌ परं छोके नास्ति संवननं परम्‌ । 


सकं जगदेतत्‌ स्थितं चशे।; | 
(३। i 4) | 
उत्तररामचरितर्मे कहा गया है कि सुदृतवाणी कामधेनु | 


प्रियंवदानां 


है, वह सारे कामनाओँको पूर्ण कर डालती है? दरिद्रता एवं | 


कुरूपताको दूर कर डीलती है। वह यश बढ़ाती तथा पापोंका | 

शमन करती है, धीर पुरुषोंने इस sweat वाणीको । 

समस्त ASS माता-जननी-प्रसविनी कहा दै | 

कासान्‌ i 

aes a सूते दुष्कृतं या हिनस्ति^ - | 

तो चाप्येतां मातरं सङ्गछानां | 

Yd घीराः wat | 

( उत्तरराम० अंक ५ । ३१) | 

उपसंहार | 

वाखवमें कडुवचन बोलना, चुगली करना असत्य तथा | 

अंट-संट बोळ्ना--ये चार प्रकारके वाचिक पाप कहे गये हैं-- | 

पारुष्यमनूतं॑ चैव पैशुन्यं चैव ada 

असम्बद्प्रलापश्च | aed स्याच्चतुर्विधम्‌ u 

( काशीखं० २७। १५२) | 

साथ ही कटुवादन क्रोधका ही परिणाम अथवा लक्षण है | 

और क्रोधको पापका मूल ही कहा गया है । अतएव इससे | 

अवश्य बचना चाहिये | गीतामें भक्तसाधुके लक्षणोंमिं-- 
“यस्मान्नोद्विजते लोको? 


| 


| 


(२२। १५) | 

“जिससे लोक जरा भी उद्दिभ न हो? ऐसा कहा गया है". 

ऐसी दशामें साधकको भूलकर भी स्पष्टवादिताके चोळेमे | 
कट॒भाषणको प्रश्रय न देना चाहिये | भगवानूकी दी हुई | 


५ (३ । २९४। ६) वाणीका भगवन्नाम-यश गाने तथा सभी जोवोंको भगवानका | 
वहाँ यह भी कहा गया है कि यह सारा संसार ही प्रिय- रूप मानकर उनके सम्मानमें ही उपयोग करना चाहिये। | 
वादियोंके वशीभूत हो-जाता दै तभी उसकी सफलता है । | 
कि uh | 
k श्रीकृष्णका मित्र-वात्सल्य 


x 
é 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सखा द्वार आये या कि जीवन-अघार आये द्वारका-घनीने दौड़ उरखे लगाया है। 
दीनता अगाध देख निज-अपराघ मान करुणा-निघानके att जल छाया है ॥ 
रंक मित्र मेरा हो कलंक Š असह्य यह बेर नहीं क्षणमें कुवेर-खा बनाया है । 
चाह भर चावलांको चावसे चवाया या कि द्विजकी द्रिद्रताको दाँतोमे दवाया Š ॥ 


पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री 'राम? ., À : 


०५ ० 


TS उनि ee ont, Se pe He J ya, ate, 


जित am Te TT” eee eee 


चाचमाहुः॥ । 


~~ 
ae) 


। (१६) कुम्भनदास-श्रीनाथजीके पहले कीर्तनियाँ तथा अष्टछापके 


| मुख्यपात्र, स्थान, समय 
| सुख्यपान्न [ नारकरमें प्रवेशके अनुसार ] 
| ( १ ) इछम्मागारू-श्रीवछभाचायकी माता.। 
| (२ ) लश्ष्मणभट्ट-श्रीवछमाचायंके पिता । 
| (३) शरीवैज्लमाचार्य-नारकके नायक | 
| (४) नारायणमङ्ट-श्रीवह्णमाचार्यके गुरु । 
। (५) विद्यातीर्थ-विजयनगरके स्मातोके नेता । 
। (६ ) व्यासतीर्थ-विजयनगरके बैष्णवोके नेता । 
(७) छृष्णदेवराया-विजयनगरके राजा । 
| (< ) बिल्वमंगलाचाय-विष्णुस्वामी सम्प्रदायके आचार्य ।- 
(९) श्रीगोवर्धननाथजीका स्वरूप । 
| (१०) इष्णदास मेघन १ 
| (११) वासुदेवदास छकडा 


| (१२) माधोभट्ट काइमीरी  ।श्रीवल्लभाचायंके साथ रहनेवाले शिष्य । 


| (१३) दामोदरदास हरसानी 
| (१४) जादवेन्द्रदास कुम्हार j 
| (१५) 


weg पाण्डे-जिन्हें श्रीनाथजीके सबसे पहले दर्शन हुए । 


एक कवि । 
(१ ७) सरदास-अष्टछापके कवि । 
(१८) परमानन्ददास- » 
(१५९) कृष्णदास- » 
। (२०) अक्काजी-( Teresa ) श्रीवक्ठभाचार्यकी प्ली । 
। (२१) रजो-एक वैष्णव, जो अवकाजीके संग रहती थी । 
| (२२) विठ्ठलनाथथ्रीवछभाचार्यके छोटे पुत्र । 
| (२३) भीगोपीनाथ-शीवहमाचार्यके ज्येष्ठ पुत्र ` 
(२४) जगन्नाथपुरीके राजा-- 
(२५) पुरोहित भीङप्णशुच्छीकार-जगन्नाथपुरीके राजाके पुरोहित । 
। (२६) थीचैतन्य महाप्रथु--( बंगालके महापुरुष) | 


| (२७) रूप-श्रीचैतन्य महाप्रभुके शिष्य । 
।०(२८) सनातन- र 


b | (२९) जीवगोखामी- ,, 


| 
| 
| 
4 
i 
: 


3 


| महाप्रभु श्रीवल्लभाचाये 
[ पाँच अङ्कोमें एक ऐतिहासिक नाटक | 
( लेखक--सेठ थीगोविन्ददासजी ) 


स्थान--चम्पारण्यश काशी, विजयनगर, झारखण्ड) 
च... कु e° 
गोवधनपवत, गोकुल, अडेल; जगन्नाथपुरी; वृन्दावन | 
समय--विक्रमीय संवत्‌ १५३५ से १५८७ तक | 


उपक्रम 
स्थान--चम्पारण्य 


समय--प्रातःकाळ 


[ घना जंगल दिखायी पड़ता दै । जंगलमें चम्पाके बृक्षोंकी 
बहुतायत है, जो सीधे ऊपरको चळे गये Š । एक वृक्षके नीचे एक 
नवजात शिशु लेय हुआ अपने पैरकें अँगूठेको पी र्दा दै । 
शिशुका वर्ण मेघके सदृश इयाम हे । शिशु अत्यन्त सुन्दर दै । 
सिरपर वंडे-बंडे लहराते हुए बाल हें और सबसे अधिक आकर्षक 
हैं शिशुके बिशाल लोचन । शिशुकै चारों ओर परंतु उससे कुछ 
दूर आग लगी हुई है, जिससे जान पड़ता है कि शिशु एक अझि- 
कुण्डके मध्यमे दे । ] 


[ लक्ष्मगभट्ट और इछम्मागारूका प्रवेश । लूथमणभट्ट और 
TEAMS दोनों ही st; अवस्थाके हैं । भट्टजी कुछ सावले वणके 
और एलम्मागारू गेहुँए वर्णकी ।न्दोनाँ न बहुत ऊँचे हैं और ठिंगने, 
न बहुत दुबले और न मोटे । भट्टजीके सिरपर चौड़ी शिखा दे और 
मुखपर मूँछे। शिखा और मूँछोंके फेश श्वेत हो चले हैं। वे इवेत धोती 
धारण किये हुए हे, ऊपरके झारीरपर इवेत उत्तरीय दै । छलाटपर तिलक 
खगा हुआ है । इछम्मागारू रंगीन साड़ी और चोली पहने हैं। उनके 
wore टिकुली दै । इलम्मागारू और लक्ष्मणभद्वी दृष्टि एकाएक 


झिशुपर पड़ती दै । ] 


इछम्मागारू-है' ` + "Eg ` 'यह क्या १0९९ 


लक्ष्मणभट्ट-( बीचमें ही ) यहीं तो तुमने कल रात्रिको 
पुत्र प्रसव किया था । 


इछ्म्मागारू-पर' ` पर) वहः AE तो अठमासा होनेके 
कारण मृत था | 


रक्मणभइ्-मृत था, तुम निश्चयपूर्वक कह सकती at 
इछ्म्मागारू-जहातक मेरा अनुमान है | 


(०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७८८ 


कल्याण 


लक्ष्मणभट-ऐसा तो नहीं है कि रात्रिके अन्धकारके 
कारण तुम्हें वह मृत जान पड़ा हो ! 
इछम्मागारू-( विचारते हुए) हो सकता है? क्योंकि 
आपके पूर्वज जो सोमयज्ञ करते आ रहे थेश आपके द्वारा 
उनके शतककी पूर्ति हुई | मगवानूने आपको GA दिया 
कि वे मेरे इस गर्भमै प्रविष्ट हो अवतार धारण करनेवाले 
हैं। कल रात्रिको जब अठमासा पुत्र हुआ, मेरा हृदय 
Saw भर गया | सौ सोमयज्ञकी पूत्तिपर जो वरदान आपको 
मिला था, उसका यह केसा परिणाम- वार-वार मेरे मनमै 
उठने लगा | पर मगवत्‌-गतिका कौन पार पा सकता है-- 
यह सोचकर मैं चुप रही | 
रक्ष्मणमइ-परंतु तुम्हारे प्रसव और मत पुत्रको 
उत्पत्तिपर भी न जाने क्यों मेरे चित्तमें खिन्नता न आयी थी 
वरं प्रातःकाल होते-होते तो न जाने किस प्रकारके एक 
` विलक्षण उत्साहसे मेरा मन भर गया था | 
इलुम्मागारू-( विचारते हुए ) थोड़ी देरकी खिन्नताके 
पश्चात्‌ वद्द तो मेरे मनकी भी दशा हुई थी, ( कुछ स्कर ) 
तो' ` 'तो मेरा वही' ` वही पुत्र तो यह नहीं दै, जिसे मैंने 
मृत मान लिया था १ 


~ ~ 


छइमणभद-परंतु कहीं तुम किसी वूसरेके पुत्रको तो 
अपना पुत्र नहीं मान रद्दी हो! 

इल्लस्मागारू-( विचारते हुए १ यदि, ऐसाः ` 'ऐसा होता 
तो माताके हृदयमें अपनी संतानके प्रति जो अलौकिक स्नेह 
रद्दता दै, वह इसे देखते ही मेरे मनमें न उमड़ता | 

लदमणभट्ट-इसकी तो परीक्षा हो सकती Š | 

इछम्मागारू-केसे ! 


sete चारों ओर अभि लगी हुई है, 


बढो आगे; यदि हमारा पुत्र होगा तो अग्नि तुम्हें मार्ग 


दे देगी | 


८ डिछिम्मागारू-इस अग्निको तो; मेरे स्तनोंसे जो दूध झरने 
खगा है; उसकी धाराएँ ही बुझा देंगी | 


[ शढस्मागारू शिशुकी ओर आगे बढ्ती हैं । उनके स्तनांसे 
सचमुच ही दूषकी धाराएँ निकलने लगती हैं, जिसके कारण 
` अभिका इतना भाग 89 जाता है, जिससे वे शिशुके निकट पहुँच 
सकें । नेपथ्यसे गीतकी ध्वनि आती है । ] 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
आजु बधाई मंळाचार \ | 
गावत मंगर गान जुवति-जन | 
बसन साज सिंगार ॥ | 
मंगळ कनक कलस सुभ मंगर "= 
. बची बंदनवार । 
मंग मोतिन चौक पुराथे | 
पंच सब्द गृह द्वार ॥ | 
amar मंगळ महा महोच्छद 
श्रीबछ्म अत्रतार \ 
हर जीवन प्रभु महापुरूष श्रीरुष्मण : | 
aN कुमार ॥ | 
( यवनिका ) | 
पहला अङ्क | 
पहला ZT | 
स्थान-काशीमें एक गुरुकुलके सामनेका मैदान | | 
| 
समय-संग्या | | 


[ पीछेकी ओर यरुकुङके भवनके बाहरी भागका कुछ हिस्सा | 
दिखायी देता है । मैदानमै आमके वृक्षोंका बाहुल्य दे, जो वसन्तके । 
कारण मौरोंसे रदे हुए हैं । इन वृक्षोंवी वजहसे <ç मैदान एक | 
सुन्दर अमराई वन गया है । मैदानमै Tea अपने सहपादियोंके | 
साथ वेळे हुए हें । वहभकी अवस्था ग्यारह वर्षकी दे । साँवढे | 
रंगके होनेपर भी वे अत्यन्त सुन्दर बालक हैं । वेप ब्रह्मचारियोंका | 
है। वदे हुए केश, ऊपरका शरीर खुला हुआ, नीचेके शरीरपर | 
मूँजकी मेखलामें कौपीन, एक हाथमें दण्ड और दूसरेमें कमण्डढु । | 
उनके सहपाठी उनकी अवस्थासे बहुत अधिक अवस्थाके दें । इनकी | 
अवस्था १८ वपंसे २३ वर्षके वीचमें है । कोई गौर, कोई गेहुंए | 
और कोई श्यामवर्णके | वेश-भूपा वछभके GET । ] | 

एक विद्यार्थी-तो *" ` "तो, वल्लभ ! तुम इस गुरुकुलको । 
Be 'कळ प्रातःकाल सदाके लिये छोड़ दोगे ! 
दूसरा-छोड़ न देंगे तो अव ये यहाँ करेंगे ही क्या ! 


वीसरा-हाँ, ग्यारह वर्षकी अवस्थामै वेद) ब्राह्मण! | 


वेदान्त! AR गीता, स्मृतियाँ, शास्र; इतिहासः पुराण | 
सबमें पारंगत हो गये | 


i 

चौथा-जो इनके पूर्व आये हुए हममेंसे एक भी न हो | 
पाया | | 
| 

| 


| 
| 


पॉचवॉ-यह केसे" ७ ०७ ७ ०७ ७ "कैसे हुआ, वल्लभ ? 


| 
4 
I 
3 
4 
| 
Í 


| es 


E:] 


EE s 


A 


@ & _ 


Fa 


न= 


~ 


` 


संख्या 3 | 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 


७८५९ 


कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हाँ; केसे हुआ t 

वल्लभ-यह्‌ तो में नहीं जानता कि केसे हुआ ! पर 
हुआ अवस्य है | 

*पहला-आश्चर्य | महान्‌ आश्रर्यकी वात हुई दै | 

तीसरा-हॉः इस अवस्थामै इस प्रकार समस्त वेद- 
विद्यामे पारंगत होना आश्चर्यकी बात नहीं तो और क्या है ! 
इसीलिये तो हमलोग तुम्हें बाल-सरस्वती, वाकपति, 
वेश्वानरावतार आदि सम्बोधनोंसे सम्बोधित करते रहते हैं । 

चाथा-दाँ, ऐसी प्रतिमा तो आश्चयंकी बात ही है । 


कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) आश्चर्य | महान्‌ आश्चर्य ! 


चल्लभ-कुछ आश्चयंकी वात हो सकती दै, पर महान, 


आश्चयकी वात तो में इसे नहीं मानता | 

दूसरा-यह केसे ! 

चल्लभ-अभी-अभी सुननेमें नहीं आया क्रि अमुक 
बालक बोलना आरम्म करते ही कुछ इलोक भी बोलने 
लगा, अमुक बालिकाको पाँच वर्षकी अवस्थामै ही समस्त 
भगवद्गीता कण्ठस्थ हो गयी। 

पाँचवाँ-कभी-कभी ऐसी वातकी भनक कानमें अवश्य 
पड़ती है | पर यह होता कैसे है! 

चौथा-हममेंसे कोई भी तुमसे कम परिश्रम नहीं करता; 
तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक समयसे यहाँ पढ़ रहे हैं । 

कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हाँ । 

चौथा-पर तुमने जितना सीख लिया उसका शतांश भी 

०हम न सीख पाये | 
कुछ विद्यार्थी-( एक साथ ) हाँ दातांश भी नहीं | 
पाँचवाँ-व्रताओ न; यह केसे हुआ १ जिस amas 


सुखसे बोलना आरम्भ करते ही लोक निकलने लगे; जिस . 


बालिकाको पं च वर्षकी अवस्थामे ही समस्त भगवद्‌- 
गीता कण्टस्थ हो गयी, वह भी केसे हुआ t 
कुछ विद्यार्थी-हॉ) कसे हुआ ! 
agua भी नहीं कह सकता कि इस सबका क्या 
रहस्य दे; पर हुआ यह अवश्य | पूर्वजन्मक्रे संस्कार और 
भगवत्‌-कृपा ही कदाचित्‌ इसके कारण sl ` 
[ कुछ देर निस्तब्धता ] 


पहळा-तो' `“ ` “ ` 'तो वालसरस्वती, 


areata १ 
चेश्वानर' ७ ०३०५ ० 1 


चछभ-( मुसकराकर ) और भी अनेक सम्बोधन बना 
डालो न ! 


तीसरा-जितने भी ऐसे सम्बोधन बनाये जा सकते हैं, 
बनाना ही चाहिये । - 

पहला-में कह रहा था चभ | कल तुम चले अवस्य 
जाओगे | 

दूसरा-मैंने कहा न, कि अव ये यहाँ रहकर क्या करेंगे ! 

चौथा-और' ` "° ` ` ` "और कितना सूना हो जायगा az 
गुरुकुल ऐसी महान्‌ और देवी प्रतिमाको खोकर | 

तीसरा-और' ` " ` ` ` और केसे नीरस हो जायेंगे हम 
ST जीवन भी वल्लभके बिना १ 

वल्लम-मित्रो | यह सारा जगत्‌-जीवन यथार्थमें नदी- 
नाव संयोग ही है, पर यथार्थमें देखा जाय तो न किसीका 
संयोग होता और न वियोग । तुम जानते हो मैंने वेदःवियाको 
तोतेके TEN ररा नहीं है; उसे समझा भी है । 

पहला-इसमें भी कोई संदेह, है ! 

दूसरा-यदि समझा न होता तो इम सत्रको इस प्रकार 
समझा सकते थे | 

वछभ-देखो, मित्रो | “सवं खल्विदं ब्रहम’ इस सूत्रको 
में सबसे महान्‌ सूत्र मानता हूँ तुम वही हो जो में और मैं 
वही हूँ जो तुम और यह समस्त सृष्टि वही है जो तुम और 
में | अर्थात्‌--/सच खल्ल्रिदं ब्रह्म! । कहो तो ! 


सत्र विद्यार्थी-( एक साथ ) cag खल्विदं ब्रह्म? | 
पहला-पर HEAT क्या होता है ? 

दूसरा-और समझनेसे भी क्या होता है t ` 

तीसरा-हाँ, अनुभव होना चाहिये | 

चछभ-कहते-कहते समझते-पमझते अनुभव भी होने 


. छोगा | 0 
चौथा-तुम्हें होता है ! 
वलभ-निश्चयपूर्वक तो नहीं कद सकता, पर'"" १० - 
पर कदाचित्‌' "” ' ' चुप हो जाते हैं ) । ` 


कुछ विद्यार्थी-( एक साव) होता है।शेता दै | 

वल्लभ-अच्छा, समझनेका यन्न करो | मैंने कहा न ! 
“सवे खल्विदं ब्रह्म? अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म दे । पर कोई - 
भी एकाकी खेल नहीं खेल सकता | sah लिये दूसरेकी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


' आवश्यकता रहती है; इसलिये भगवानने अपनी लीलाके 
निमित्त अनेक रूप धारण किये । परंतु जैसे कुण्डलाकार वना 
सर्प दण्डाकृतिको लेकर भी विकाय्युक्त नहीं होता; उसी प्रकार 
ब्रह्म अनेक रूप धारण करके भी विकारी नहीं दै। 

पहला-पूरा समझमें नहीं आया | 
चलुभ-कुछ उपमाएँ और लो ! स्वर्णके भूषण बनाये 
आनेपर भी खर्ण स्वर्ण रता दै, मृत्तिकाके पात्र बनाये जानेपर 
भी मृत्तिका मृत्तिका रहती है जल्म. ऊर्मियाँ उठनेपर भी 
जल जल रहता है) उसी प्रकार ब्रह्म अनेक रूप धारण करने- 
पर भी ब्रह्म दी रहता हैं | 
दीसरा--अव समझमें आया, पर अनुभव नहीं होता | 
चलभ-यह बरह्म चेतन्यर है? निराकार होनेपर भी उतपत्ति- 
पक्षकी दृष्टिसे 'इच्छाद्वाग साकार हो जाता है। जीव इसका 
एक अंश है | माया भी उससे एथक नहीं | खेल खेलनेके 
लिये जिस प्रकार एकसे अनेककी आवश्यकता होती दै, उसी 
तरह मायाकी | अतः मैं श्रीमच्छङ्कराचायके मायावाद और 
इस कथनको कि प्रहा wet जगन्मिथ्या’ को नहीं मानता | 
जगत्‌ ब्रह्मका ही रूप होनेसे मैं जगत्‌को भी सत्य मानता हूँ 
और इसीलिये मेरा वाद है--'त्रह्मयाद, थुद्धाद्वैत? | 
पहला-तो तुम कोई नया वाद चलानेवाले हो ! 
बलुभ-मैं नहीं जानता | तुम मित्रोके सामने जो अनुभव 
क ता हूँ) वह रख रहा हूँ। « | 
बूसरा-और जो हमारे सामने रख रदे हो, वही सारे 
संसारके सामने भी रखोगे ! 
वलभ-हो सकता Š | 
[ नारायणभट्टका प्रवेश । नाराथणभट्ट लगभग ६४ वपंकी 
अवस्थाके हैं । वर्ण गेहुंआ, कद ऊँचा, शरीर दुवछा, इवेत धोती 
और उत्तरीय धारण किये हें । नारायणभट्टकों देख वकूम और सब 
विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं । ] 
» नारायणभट्टतोः 'तो, वल्लम | तुम कल प्रातःकाल ही 
अब इस गुरुकुलको सूना कर रहे हो ! 
वल्लभ-( सिर झुकाकर ) क्या कहूँ, गुरुदेव | 
नारायणभट्ट-और आज तुमने मुझे कही थी गुरु- 
दक्षिणाकी बात ! : 
| चल्लभ-यह तो हमारी संस्कृतिकी परम्परा है | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नारायणभट्ट दोगे मुझे गुरुदक्षिणा t . ë 
वछभ-यदि मेरे सामर्थ्यकी बात होगी! | 
नारायणभट्ट-तो, यही" 'यही गुरुदक्षिण मागता हुँ छि | 
मुझे गुरुके नामसे प्रसिद्ध न करना । तुम्हारे सच्चे गुरु है| 
वेदव्यास और तुम इस कालके होंगे जगदूगुर। - | 
( रूघुयवनिका ) ` ज्ञा 

दूसरा दृश्य 
स्थान-काशीमै एक मन्दिरका आँगन । | 
समय-तीसरा पहर । ' | 
[ पीछेकी ओर मन्दिरका शिखर दिखायी देता दै । तीन ओर | 
मन्दिरकी दालानका कुछ हिस्सा और वीचमें आँगन । इस आँगनों | 
विछावनके ऊपर काशीके अनेक पण्डित 32 हुए हैं, इनकी अवस्था! | 
भिन्न-भिन्न हैं, परंतु इनमें प्रौढ़ और वयोवृद्ध अधिक हैं, युवा अवस्था. | 
के तो बहुत कम । कोई गौर वके, कोई गेहुँए और कोई ia, 
कोई मोटे, कोई TIS और कोई न मोटे न दुबळे । कोई ऊँचे, को! | 
ठिगने और कोई न ऊँचे न ठिगने । वेशभूपा भी अनेक प्रकारक | 
है। घोती तो सभी पहने हैं, पर किसीका ऊपरका अंग खुला रै, 
कोई ऊपरके अंगपर भिन्न-भिन्न रंगके उत्तरीय डाले हैं और कोई 
ऊपरके aint अंगरखा पहने हें । सिर किसीका खुला दै, जिसपर | 
चौड़ी शिखा है और कोई-कोई सिरपर पगड़ी df हें । ललाउपर | 
अधिकांश त्रिपुण्डू लगाये हे, किसी-किसीके छलाटपर सिन्दूरकी रिकी | 
भी लगी हे । सव मिलकर दाहिने हाथको हिला-हिलाकर वेदपाठ 
कर रहे हैं । | 
ॐ द्रचिणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेट 
इतुभिरिष्यत । ( यज्ु० २६ 1 २२) 
सविता त्वा सवानाई सुवतामसिर्गुहपतीना< सोमो. 
वनस्पतीनाम्‌ । ब्रृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येडयाय रुद्रः पञ्जुम्यो। 
मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपत्तीनास्‌। (ao s । ३९) 
न तद्रक्षाईसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामो जः प्रथमज१ | 
Gag यो बिभर्ति दाक्षायण< हिरण्य< स देवेषु कृणुते दीर्घ | 
मायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघ॑मायुः | ( यजु० ३४ । ५१) 
उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्भूम्याददे | उग्नर शर्मा | 
महि श्रवः | ( यजु० २६ । १६), 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्द्रवे । अभि देवाँ २1 
इयक्षते | 
( यजु० ३३ । ६२ | 


| 
i 


संख्या;:३ ] 


पुक पण्डित-(बेदपाठ __ -पुक पणत. वरण पन रने) गने कहा योग Ln पूणं होनेपर ) मैंने कहा था न 
कि वह. वछ्लम वेदपाठमें सम्मिलित होनेको कदापि न आयगा। 
दूसरा-आपका अनुमान सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ। 

*पहळा-अनुमानका आधार था न, बन्छु ! 
तीसरा-कैसा t ° 
पहला-मैं जानता हूँ कि वह चाहे कितनी ही डींग क्यों 
न हाँके और चाहे उसके समर्थक उसको ऊँचा उठानेका 
कितना ही प्रयत्न क्यों न करें) वह वेद पढ़ा ही नहीं Š | 
चेदकी एक ऋचाका भी स्वरमें वह शुद्ध उच्चारण नहीं 
कर सकता | 
चौथा-ऐसा ! 
पहलछा-निश्चित वात है | अन्यथा आता नहीं | 
`  पाँचवाँ-टीक तो Š | काशी जो संस्कृतविद्याका केन्द्र 
दे, उसमें भी sr सद्गुरु बारह वर्षतक घुटवाते हैं तत्र कहीं 
विद्यार्थी एक संहदितामें पारङ्गत होता है और यह वल्छभ 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद) ब्राह्मण) वेदान्त, 
AW गीता; स्मृतियाँ, शास्त्र, इतिहास) पुराण--सबसमें 
पारङ्गत हो गया १ 
-कुछ पण्डित-( एक साथ ) हो नहीं सकता; हो नहीं 
सकता | š 
पहला-मुझे तो आश्चर्य होता है; उस नारायणभइपर ! 
दूसरा-हॉ, केसे कह दिया उसने कि वल्लभ समस्त 
चेद-विद्यामे निपुण हो गया है | 
° पहला-और फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही उसने 
अपना. नया वाद निकाला है ! 
छठा-( अझ्टहाख़कर ) ब्रह्मवाद | 
सातवाँ-शुद्धाद्वैत ! 
पहला-नाम तो बड़े आकर्षक हैं ! व्रहावाद- शुद्धाद्वैत ! 


आउवाँ-ग्यारह वर्षकी अवस्थामें विद्याध्ययन पूर्ण करते 
दी यह वाद निकाल काशी और आस-पास घूम-घूमकर वह 
अपना और अपने वादका प्रचार कर रहा है । 


 नवाँ-और धृष्टता तो देखो ! जगदुरु श्रीमच्छङ्करा- 


U | औरं a 
चाके मायावादका खण्डन कर अपने ब्रह्मवाद और  शुद्धाद्वैत- 


सिद्धान्तका मण्डन कर रहा है | 


महाप्रमु श्रीवद्ठभाचाय 


७९१ 


SSS MMMM 


दसवॉ-परंतु; यह कहना कि उसके कथनमें तथ्य ही 
नही दै, कदाचित्‌ उनके साथ अन्याय करना होगा । 

पहला-अच्छा | कम-से-कम यहाँ भी उसका एक 
समर्थक तो निकल आया । 

दसवॉ-इस मण्डळीमें उनका चाहे मैं एक ही समर्थकः 
क्यों न होऊं, पर काशी और काशीके आस-पास उनके बहुत- 
से समर्थक Š | 

पहला-काशी और काशीके आस-पास क्या सब्र विद्वान्‌ 
ही रहते & मूर्ख नहीं t 

दूसरा-हाँ, समर्थक तो हरेकको मिल ही जाते š, 
क्योंकि संसारमै कहीं मूखाँकी कमी नहीं। 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवश्य | 

[ वल्लभया अवेश 1 उनके आनेपर केवळ दसवां पण्डित खढ़ा 
होकर उनका स्वागत करता है, शेष सब लोग बेठे रहते हैं । 
वल्कभ हाथ जोड सिर झुका समस्त पण्डितोंका अभिवादन करते हैं। ] 

पहला-पधारिये श्रीमदूवल्लभाचार्य | मायावादका खण्डन 
कर ACI शुद्धाद्वैतके प्रवर्तक ! 

[ पण्डितोंका sera ] 

वल्लभ-विद्वद्दर | कुछ विलम्बसे उपस्थित होनेके लिये 
क्षमाप्रार्थी हूँ | (बैठ जाते हैं । ) 

पददळा-विलम्बसे तुम जान-बूझकर आये हो ! 

चल्छम-जान-बूझकर विलम्बसे आया हूँ ` =: * अर्थात्‌! 


पहळा-जान-बूझकर विलम्बसे आनेका अर्थ तो जान- 
बूझकर feat आना ही होता है । क्या इतने सरल | 
शब्द भी समझमें नहीं आते ! इतने सरल शब्दोंका अर्थ 
करनेकी और इतने सीधे वाक्यका अन्वय करनेकी भी 
आवश्यकता दै १ 

[ पण्डितोंका पुनः अट्टहास ] : 


e 


वल्छभ-मैंनेश अर्थात्‌ शब्दका उपयोग शब्दोंके अर्थ 
और वाक्यके अन्वयके लिये नहीं किया था। ० + 2. 

पह्ला-तव ! 

वल्लम-आपने यह कहा था कि मैं जान-बूझकर विल्म्बसे 
आया हुँ, इसलिये मैंने अर्थात्‌ शब्दका उपयोग किया | 

पहला-जान-बूझकर तो विल्म्वसे आये ही हो; क्योंकि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७९२ 


चार वेद; ब्राह्मण; वेदान्त, उपनिषद्‌, तरसून) स्मृतिरयो और 
इतिहास, पुराण, Mell पारङ्गत होनेकी डींग मारनेवाला जब 
वेदकी एक ऋचा भी खरसहित शुद्ध उच्चारण करनेमें समर्थ 
न हो तो वेदपाठके अवसरपर ठीक समयमें केसे उपस्थित हो 
सकता है ! 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवश्यमेव, अवश्यमेव | 
वल्लम-( सभी पण्डितोंकी ओर देखते इए ) विद्ष&र ! में 
आपकी सेवामे अपनी परीक्षा देने या इस प्रकारके विवादमें 
षड्नेके लिये नहीं आया हूँ | अध्ययन करते-करते मेरे मनमें 
कुछ बातें उठी, उनपर अध्ययनके साथ मैंने मनन किया; 
इस अध्ययन और मननसे कुछ निष्कर्षपर पहुँचा इन 
विचारोंको में अन्योंके सहृ आपकी सेवामें भी उपस्थित 
करना चाहता हूँ । विद्वान्‌ इसके समान होते हैं | दूध और 
पानी यदि हंसके सम्मुख रक्खा जाता है तो वह पानीका दूध 
ग्रहण कर लेता हे और पानीको छोड़ देता है | उसी प्रकार 
मेरे कथनमें यदि कोई सार हो तो आप ग्रहण कर लीजिये 
और यदि मेरा कथन निस्सार हो तो उसे छोड़ दीजिये | 
दसवाँ-दाँ, विद्वानोंको तो अपने मानसके कपाट खुले 
रखने चाहिये । 
चल्लम-तो सेवामें कुछ निवेदन करूँ ! 
[ कोई कुछ नहीं बोलता । कुछ देर निस्तब्धता । ] 
दुसवाँ-दाँ) हाँ | आप कहिये | 
वल्लभ-देखिये; Haat “सवं खल्विदं ब्रह्म’ इस सूत्रको 
में सबसे महान्‌ सूत्र मानता Š | 


पहला-इस TAA सबसे महान्‌ कौन नहीं मानता | 
` कुछ पण्डित-( एक साथ) समी इसे सबसे महान्‌ मानते 
हॅ, सभी इसे सश्रसे महान्‌ मानते हैं | र 


वल्लभ-अब यदि सत्र ब्रह्म हैं; तो जगत्‌ मिथ्या कैसा t 
Ae सत्यं जगन्मिथ्या? यह विचार ही नहीं उरता, इसलिये 
मायावाद, विचारबाद नहीं। “सवे खल्विदं ब्रह्म सूत्रके 


आधारपरश्मेरा वाद हे ब्रह्मवाद। इसे में शुद्धाद्वेत कहता हुँ। 


पढछा-यह वाळकी खाल निकालनेका पाखण्ड Š | 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) पाखण्ड | बड़ेसे बड़ा पाखण्ड | 
, वल्लभ-केवल पाखण्ड कहनेसे तो 


प्रश्नका T 
Sal । विचारोंसे मुझे परास्त कर दीजिये | ae 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


| 


l [्‌ भाग्‌ Re | 


पहलछा-पाखण्डीके साथ केसा विचार ! जो निलंबत; 
यहाँतक घोषित करता है कि ग्यारह वर्षकी अवस्थामे क 
सारी वेद-विद्यामें पारङ्गत हो गया, उससे वड़ा अन्य को! 
पाखण्डी हो सकता है ! | 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) कोई नहीं) कोई नहीं | | 

वल्लम-इस विषयमें तो आप मेरे गुरुदेव श्रीनारायणम: | 
से बात करें) मैं आपका समाधान किस प्रकार कर सकता हूँ | 

पहळा-नारायणभट्की इस पाखण्डमयी घोपणाके पू 
काशीके विद्वत्समाजमें उनका आदर था, पर तू उन्हें 
अपने साथ ले डूबा | 

aga समझता था काशीका विद्दत्समाज Ñ 
व्यक्तियोंका समाज Š | | 

पहळा-( अत्यन्त रोधसे चिल्लाकर ) अरे, कलका BR 

हमें अशिष्ट कहनेकी भी धृष्टता कर सकता है १ 

बछभ-मैंने किसीको अशिष्ट नहीं कहा और Stay 
वात आपने सुन्दर कही । क्या संस्कृतकी एक उत्ति 
आपको स्मरण दिलाऊँ-- 

“गुणाः पूजास्थानं गुणिपु न च लिङ्ग न च वयः’ 


दूसरा-जो श्रीमच्छङ्कराचार्यको कुछ नहीं समझता, 
उसका हमारे प्रति क्या आदर हो सकता है ! 

तीसरा-तू जानता है; आजतक इस समस्त सुहं. 
शङ्कराचार्यसे बड़ा कोई दार्शनिक और तत्त्ववेत्ता नहीं हुआ! 

चौया-उन्हें संसारमै जगद्रुरुकी पदवीसे विभूषित किर 
गया था | 


पाँचवाँ-और उनकी गद्दीपर बैठनेवाले आज t 
WIT कहलाते Š | ७ 


छठा-जबतक यह सृष्टि है, वे ही जगद्गुरु रहेंगे। | 

वल्लम-श्रीमच्छङ्कराचायपर जितनी श्रद्धा और sf 
आपलोगोंकी है; उससे मेरी कम नहों | परंतु यहाँ w 
उनके महान्‌ व्यक्तित्वका न होकर उनके वादका Š । 


पहलछा-जो उनके वादपर श्रद्धा नहीं रखता, भक्ति क 
रखता, वह उनके व्यक्तित्वमें केसे ag और भक्ति र 
सकता दै“! ( जोरसे ) उठो पण्डितगण, उठो ! जहा जई | 
Te शङ्कराचार्यका अनादर होता है, वहाँ क्षणमात्रको ठह 
मी पातक है । ( उठता है ) 


eM Sat, 


AAA अ ळी... 


a 


b IU LU 


° 


संख्या ३ | 


r P [? Á - - wee 


— 


अन्य पण्डितगण-( डृठते हुए) पातक ही नहीँ) घोर पातक 
है, घोर पातक | 

दसवॉ-यह तो शास्त्राथे न होकर कुछ और ही हो गया | 

पहळा-केसा शास्त्राथ, किससे शास्त्रार्थ | ऐसे पाखण्डी- 
से १ ( प्रस्थान ) 


99 
[ वम और दसवेंकों छोड़कर, अन्य सब पण्डित जाते है ] 


दखवॉ-महानुभाव | जो कुछ हुआ उसपर मुझे अत्यन्त 
खेद दै । मुझे आपसे अत्यधिक सहानुभूति भी Š । परंतु, 
आप जानते हैं, मानव सामाजिक प्राणी Š, सभी अपने-अपने 
समुदायमै रहते दं । में भी अपने समुदायको तो नहीं छोड 
सकता । ( प्रस्थान ) 


[ कुछ देर नित्तव्धता ] 


चछभ-( विचारमग्न मुद्रामें दोनों हाथोंकों इस तरह उठाया 
कि दृष्टि हाथोपर पड़ती हे । फिर ऊपर देखते हुए ) 


भगवन्‌! ` " a! पण्डित-समाजमें इतनी' ` `` ` ` 
इतनी. असहिष्णुता | qz: ` " 'वद्द भी काशीपुरीमै ! परः `` 
पर यदि मेरा वाद ठीक है, ठीक विचारपर आश्रित | साथ 
ही. उसमें आपके चरणोंमें श्रद्धा है; भक्ति है; तो'"" cat 
आपकी पुष्टि आपका'" "` " आपका अनुग्रह तो मुझे प्राप्त 
होगा ही ae st उस पुष्टि'` "उस अनुग्रहे 
पश्चात्‌ फिर'"" ` फिर किसकीः ` ` ` 'किसकी तुष्टिकी 
आवश्यकता रद्द जाती Z | ( कुछ रुककर ) अभी" ` “ ` "अभी 
काशीनिवाती और'` "` "और उनमें पण्डितमण्डलीको 


ठिकानेपर आनेमें कदाचित्‌ कुछ समय लगेगा | `* ¬` ` 
विद्वान्‌, शीघ्र किसक्री' `” ` 'किपकी मानते Š ! विचार न 


कर. केवल तक करते हैं, THR कभी कोई अन्त नहाँ | 

पहले प्रथ्वीपरिक्रमा कर STA | आपका अनुग्रह पाकर इस 
ब्रह्मवाद site Balad सिद्धान्तका अन्यत्र प्रचार कर š, 
काशीको अन्तमें देखूँगा | 


[ नेपथ्यमें एक गानकी ध्वनि आती है, वलूभका ध्यान उस 
गानकी ओर जाता है । ] 


मन तू समझ सोचि बिचारि । 

भक्ति बिनु भगवान gia कहत निगम पुकारि॥ 
साघु संगति ak पाँसा फेरि रसना सारि॥ 
दाब अब के परो पूरे कुमति पिछली हारि॥ 


महाप्रभु श्रीवल्ठभाचार्य 


ka LL LPL I gp 


NS 


राखि सत्रह सुनि अठारह पंच ही को mÑ, 
डार दे तू तीन काने चतुर चोक निहारि॥ 
( ज्घुयवनिका ) 
तीसरा दृश्य 

स्थान-विजयनगरके राजमवनका आळय | 

खमय-अपराह्न | 

[ आल्य पाषाणका बना हुआ है, तीन ओर पापाणकी 
भित्तियाँ É, जिनपर दक्षिणभारतके दशनीय wath, जिनमें 
मन्दिरोंकी प्रमुखता है, रंगीन चित्र लगे हुए हैँ । आल्यकी छत 
पापाणके विशाळ स्तम्भोपर स्थित है, स्तम्भोंकी नीचे और ऊपरकी 
चौकियोंपर सुन्दर खुदावक्रा काम दै । आळ्यकी भूमिपर रंग- 
बिरंगी विछावन दे, जिसपर आसनोंपर देशके सभी विभागोंके 
पण्डित विराजमान हें । ये पण्डित देशके विभिन्न विभागोंके हैं, यह 
इनके भिन्न-भिन्न रूपों और वेपभूपासे शात होता दै । पीछेकी 
भित्तिके संनिकट एक सर्वोच आसन दै, जो रिक्त है। इसी आसनके 
निकट एक आसनपर कृष्णदेवराया, बैठे हुए Š । कृष्णदेवराया 
अभी युवक हें, वर्ण सॉवला, कद' ऊँचा, शरीर न मोटा और न 
दुबला । वे राजसी वेशमें हें | जरीका लम्बा अँगरखा पहने हें, 
जिसपर जरीका उत्तरीय है । अँगरखेके नीचे जरीकी किनारीकी 
धोती, cat स्वणके रलजटित आभूषण हैं । सिरपर दक्षिणी 
ढंगकी टोपीके सदृश ऊँचा स्वर्णका रलजटित मुकुट दै 1 कृष्णदेव 
रायाके आसनके पीछे कुछ राजक्रमंचारी और मृत्य खड़े हुए हैं 
Meat चल रहा है। ] 


विद्यातीथे-( कृष्णदेवरायासे ) तो राजन्‌ | आपने माध्वः 
निम्बाकै और रामानुज सम्प्रदायके अनुयायी वेष्गर्वोकी ओर- 
से पण्डित व्यासतीर्थ तथा शाङ्कर, शैव, शाक्त आदि सिद्धान्तों- 
के अनुयायियोंकी ओरसे मेरे समस्त तक्रोको सुन लिया । 
सात दिनसे यह शास्त्रा थ चळ रहा Š और अब तो कदाचित्‌ 

कोई नये तक आपके सम्मुख रखनेग्नने दोप नहीं Š । (व्यास- 

तीथंसे ) कहिये, पण्डितवर ! आपका क्या कथन है १' 

व्यासतीर्थ-हा3 मुझे भी अब कोई नया तक उपस्थित 
नहीं करना है । ० 


विद्यातीर्थ-जब मुझे और पण्डित व्यासतीथ दोनोंको ही 
कोई नया तकं उपस्थित नहीं करना है, तम्र आप निर्णय कर 
लीजिये कि आपको कौन सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है । . 
सात दिनतक शास्त्रार्थके ध्यानपूर्वक श्रवण करनेके पेश्चात्‌ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१७७९९ 


मैं समझता हूँ आप स्वीकार करेंगे कि श्रीमच्छङ्कराचार्यका 
मायावाद ही सर्वश्रेष्ठ बाद है । 
[ प्रतिहारीका प्रवेश ] 

प्रतिहारी-भीवल्लभ पधार रहे Š । 

[aera कुछ शिष्योंके साथ प्रवेश । अब उनकी अवस्था 
चौदद्द बपंकी है, परंतु देखनेमें वे सोलह-सत्रह वर्षसे कमके 
दिखायी नहीं देते । कद ऊँचा हो गया दै । शरीर कुछ भर गया 
है और ऊपरके ओंठपर रेख निकल आयी है । वेश अभी भी 
नह्मचारीका है । मेखलामें कौपीन, एक हाथमें कमण्डल और 
FRA दण्ड । TOA एक अद्भुत प्रकारके तेजसे युक्त स्वरूप 

इतना प्रभावशाली है कि उनके प्रवेशसे ही सारी सभा उठ खड़ी 
होती है । इष्णदेवराया आगे बढ़ उनका स्वागत करते हैं और 
जो सर्बोच्च आसन रिक्त था, उसपर उन्हें बैठाते हैं । ] 
कृप्णदेवराया-मगवन्‌ ! इस सभामें आपका पदार्पण तो 
राजा बर्छिकी सभामें भगवान्‌ वामनके पधारनेकी बहुश्रुत 


घटनाका स्मरण दिलाता Š | असीम कृपा की है मुझपर 


आपने यहाँ पघारकर | 
वल्लम-राजन्‌ ! मैं अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ यहाँ 
आने और समस्त देशके इस विद्वत्समाजके दर्शन करनेके 
` कारण | 
[ सारी. सभा एकटक वछभकी ओर देखती रहती है; कुछ 
देर निस्तब्धता J 2 
वल्लम-वेष्णवों और साताका यह शास्त्रार्थ कितने 
समयसे चल रहा है राजन्‌ ! 
कृष्णदेवराया-एक सपाहसे प्रभु ! 
चलभ-और अब्रतक कोई निर्णय नहीं हो पाया ! 
विद्यातीथ-( व्यासतीथकी ओर संकेत कर ) पण्डित 
व्यासतीर्थने बैप्णबोंकी ओरसे तथा मैंने स्मातोंकी ओरसे इस 
ert प्रमुखरूपसे भाग लिया है | आपके आनेके पूर्व 
हम दोनोने ही हल कृष्णदेवरायासे निवेदन कर दिया था 
कि अब हमें कोई नये तक उपस्थित नहीं करने हैं। निर्णय 
कदाचित्‌ श्ीमच्छङ्करचार्यक्रे मायावादके पक्षमें ही होनेवाला 
था कि आपका झुभागमन हुआ | इन दिनोंमें सुना था; बहुत 
समयसे आप त्रिमदी बालाजीमै निवास कर रहे थे। अब 


` आपको भी यदि कुछ कहना हो तो कह दीजिये, तसश्चात्‌ 
निर्णय हो जायगा | हि त 


कल्याण 
~ 


| 


~~ 

बछम-विद्वदर | वैष्णव और स्मार्त--समी वैदिक धर | 
अनुयायी हैं | मेरी eta सभी पूजनीय हैं; श्रीमच्छक्कराचा३, | 
मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य-समीमें मे] 
असीम श्रद्धा और भक्ति Š । . 31 
सभासद्‌-धन्य हैः धत्य है । | 
वछभ-परंतु इन आचार्यंचरणोंने जो कुछ sq 
किया है, उसपर विचार करना हमारे लिये इस हेतु आवश्क | 
हो जाता है कि वैदिक धर्म हमें अन्धविश्वास नहीं सिखाता | 
कहियेः मैं ठीक कहता हूँ या नहीं ! ह. 
अधिकांश सभासदू-टीक; सर्वथा ठीक । | 
चछभ-'सर्वे खल्विदं ब्रह्म? इस सूत्रको में सवंग्रधान | 

सूत्र मानता हूँ | कहियेश इसमें तो किसीका मतभेद नहीं है!| 
विद्यातीर्थ, ब्यासतीर्थके सहित समस्त सभासद्‌-किसीग्ञ 

नहीं) क्रिसीका नहीं | | 
चलभ-अत इस सूत्रके आधारपर उन समस्त आचार्य. 
चरणोंके वादोंपर विचार कीजिये | यहाँ में (विचार! शब्दफ | 
सबसे अधिक बल देता हूँ | विचार साधार है, अतएव | 
मीमांसा कहा जाता है, तक्र निराधार है; अतः अनुमान कहा 


जाता है | मीमांसाके आधार वेद और वैदिक शास्त्र हैं किंतु 
तर्कका आधार बुद्धिके अतिरिक्त और कुछ नहीं 21. 
मीमांसाका अन्त है, तर्कका अन्त नहीं | अतएव विचारको 


प्रामाण्य है; तर्कको नहीं | इसलिये वेदको प्रमाण माननेवाे | 
िदवार्नोने विचारका आश्रय लिया है, त्कका नहीं | मीमांसां 
वेदवाक्य प्रधान और उपजीव्य होते हैं और विचार उनके | 
at तथा सिद्धान्तका उपजीवन करता है । तर्कमें तरह 
प्रधान रहता है और वेदवाक्य उसके पीछे लगा दिये जाते. 
Š | कितने ही ग्रन्थकारोंने तो स्पष्ट कह द्रिया है--।एवमाग- | 
मा अप्यनुपंधेया: | कहिये; इससे Prater मतभेद है ? 
समस्त सभासदू-किसीका नहीं, किसीर्का नहीं | 
वछभ-तो अव . “सर्व खल्विदं ae? के आध्यरप | 
भ्रीमध्वाचार्यके द्वैत, - निम्बार्काचार्यके द्वेताद्ेत और | 
रामानुजाचार्यके विरिष्टाद्वेतपर विचार कीजिये और देखिते, 
कि “सर्वे खल्विदं ब्रह्म? के अनुसार ये वाद टीक-ठीक बैठे 
हैं या नहीं ! | 
विद्यातीर्थ-सर्वथा नहीं | | 
कुछ सभासदू-हाँ, सर्वथा नहीं | | 
| 
| 
| 
j 


| 
I 
1 
| 
} 
| 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


तएव | 


8 a: 


= 


ab aw = 


—— ee महातमा 
a 


संख्या: ३ ] 


* - : चल्लम-/सवैं खल्विदं ze सूत्रके अनुसार अद्वैत ही 
ठीक बैठता है | * 


चिद्यातीर्थ-धन्य है, घन्य है | 
` कुछ सभासदू-घन्य Š, धन्य Š | 
चल्लभ-परंतु “सर्वे खल्विदं ब्रह्मश के साथ अद्वैतका 
TRIG करते-करते जत्र श्रीमच्छङ्कराचार्य कहते हँ ora 
सत्यं जगन्मिथ्याः और इसपर जत्र वे अपने मायावादको प्रति- 
पादित करते Š, तब वे भी “सर्वे खल्विदं ब्रह्मा aaa दूर 
होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । यदि सब कुछ ब्रह्म है तो जीव 
और माया भी ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं तथा यह जगत्‌ भी सत्य 
है, मिथ्या नहीं | इसीलिये मेरा वाद है--बरह्मबाद+ शुद्धाद्वेत। 
अधिकांश सभासदू-घन्य 2 धन्य Š | 
_ विद्यातीर्थ-मैं भी आपके विचारको स्वीकार करता š! 
समस्त सभासदू-( एक साथ ऊचे स्वरसे ) धन्य Š, 
धन्य ह | 2 
[ इप्णदेवराया उठकर वल्लभके चरणोंमें गिर पड़ते हैं। ] 
कृप्णदेवराया-( उठकर ) प्रभो ! यह शा्रार्थं आरम्भ 
करनेके समय मैंने संकल्प किया था कि जो शाख्रार्थम 
विजयी होगा उसका सौ मन्‌ sor कनकाभिषेक करूँगा | 
अतः अत्र मैं इस संकल्पकी पूर्तिकी आज्ञा चाहता हूँ । 
[ वहभाचाय कुछ न कह केवल झुसकरा देते हैं ] 
कृष्णदेवराया-( अपने आसनके पीछे जो कुछ राजकर्मचारी 
और भृत्य खड़े थे, उनमेंसे प्रधान राजकर्मचारीसे ) लाओ 
अभिषेककी समस्त सामग्री | 
° ` `[ राजकमंचारीका प्रस्थान और पुरोहित तथा भृत्यके हाथमे 
अभिषेके लिये पूजाकी सामग्रीके' साथ पुनः प्रवेश । इस 
राजकेमंचारी, पुरोहित और पूजाकी सामग्रीवाले भृत्यके पीछे उन 
भृत्योंकी qf लग जाती है, जो एक-एक अपने सिरपर एक-एक मन 
स्वर्ण थालमें ss हुए हें । पुरोहित और पूजाकी सामग्रीवाला 
WM वछभके आसनके निकट at हैं । पुरोहित खड़ा हो पूजा- 
की सामग्रीमेंसे ्वणंका कलश उठा कुशसे वल्लभका मार्जन करता 
दै । पुरोहिते अभिषेक करनेको GE होनेके कारण जिन भृत्योके 
सिरपर स्वर्णके भरे हुए थाल रखे थे, उनकी of रुक जाती है और 
शनमेंसे कुछ ही दिखायी पड़ते हैं । ] 
पुरोहित- | 
. .सहख्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष, सहस्रपात्‌ । 
(omar, सर्वतः ..स्थृत्वात्यतिष्ठद्याज्ुळम्‌ ॥ १॥ 


महाप्रभु श्रीवळभाचार्य 


७९५ 


. पुरुष एवेद्र सर्व यद्‌ भूतं यचच sma 

उतास्रतस्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ u 

एतावानस्य महिमातो ` ज्यायांश्च पूरुषः। 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यारृतं दिवि॥ ३॥ 

त्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवरपुनः । 

ततो विष्वङ च्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ 

ततो विराडजायत विराजोअधि पूरुषः । 

a जातो अत्यरिच्यत पश्चारृमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 

तस्माद्‌ यतज्ञास्सयंहुतः संभुतम्पृषदाज्यम्‌ | 

Rtas वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ६॥ 

तस्मायज्ञात्सनहुत ऋचः सामानि जशिरे। 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ७ H 

इत्यादि । 

(मन्त्र समाप्त होनेपर एक आसनपर बैठ जाता हे) 

कृष्णदेवराया-अब) भगवन्‌! इस सुवर्णको ग्रहण करनेकी 
कृपा करें | š 

वछभ-राजन्‌ ! मैंने आपकी संकल्य-पूरतिमे बाधा नहीं 
डाली | कनकाभिषेकका आपका संकल्प पूर्ण दो गया, परंतु 
अब मेरे भी एक संकल्यकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, 
स्वीकार है न ! 

कृष्णदेवराया-आपकी कोई भी आज्ञाका अब मैं 
जीवनभर SHA कर सकता हूँ १ 

बछभ-मेरा संकल्प है स्वर्ण और उसकी समीपस्थ 
सभी वस्तुआँसे जितनी दूर्‌ रहा जा सकता है; उतनी दूर रहा 
जाय | अतः यह सो मन सोना मेरे कामका नहीं | इस सबको 
निर्घनोंमें बँटवा दीजिये | 

सारा उपस्थित जनससुदाय-( उच्च स्वरसे ) धन्य है; धन्य है | 

कृष्णदेचराया-( गद्रदस्वरसे ) जैसी आज्ञा | ( राज- 
कर्मचारीसे ) ले जाओ; इस स्वणको और वितरण कर दो 
निर्धनोंमें | 

[ राजकमेचारीका स्वणके थाल उदाये हुए भृत्योफे साथ 
प्रस्थान | विल्वमङ्गछुका प्रवेश । विस्वमङ्गछ अत्यन्त वृद्ध दे, परंतु 
उनके मुखपर एक विलक्षण प्रकारका तेज दै । गौरवर्ण, ऊँचा पर 
दुबळा शरीर और सिर तथा दाढ़ी-मूँछोंके वढे हुए इवेत Far । 
बिल्वमङ्गल रयेत थोती और उत्तरीय धारण किये हें । बिश्वमन्गरुके 
स्वागतके लिये स्वयं वलम खड़े होते हैँ । उनके खंडे होते ही 
सारी सभा खड़ी हो जाती दे । बिच्वमङ्गछको वछभ अपने =m 


` आसनपर बिठाते हें । सब लोग पुनः अपने-अपने स्थानपर बैठ - 


जाते दें । ] - 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


७९६ 


बिल्दमइलू-मै विष्णुखामी-सम्प्रदायका आचार्य विल्वः 
age हूँ । मैं जब अधिक वृद्ध हो गया और मैंने जब 
विष्णुखामी-सम्प्रदायके भार वहन करनेयोग्य किसी शिष्यको 
नहीं देखा तथा इस कारण जब मेरी विकळता बढी, तत्र मुझे 
भगवत्‌-आज्ञा हुई कि यह भार आपको समर्पित करूँ | आप 
आजसे विप्णुस्वामी-सम्प्रदायके आचार्य | 

सारा जनसमुदाय-श्रीवलमाचायंकी जय | 


कृष्णदेवराया-और, महाप्रभु ! इस सम्प्रदायके आचार्य 


होनेपर प्रथम दीक्षा मुझे दीजिये । 
वल्लभाचाय-( मुसकराकर ) स्वीकार है | 
जनससुदाय-महाप्रभु) वल्लमाचार्यकी जव | 
कृष्णदेवराया-अत्र गुरुदक्षिणाके रूपमै तो आपको कुछ 

स्वीकार करना ही होगा महाप्रभु ! ( शोघताते प्रस्थान और 

एक मृत्यके सिरपर एक eM मोहरोंका थाल लेकर पुन: प्रवेश । ) 


सत्त भूमिकाएँ ज्ञानकी सिद्धि अथवा आत्मानुभूतिकी 
भिन्न भिन्न कक्षाएँ--अवस्थाएँ (Singas or grades ) 
हैं । कक्षाके भेदसे साधनमें भेद हो जाता है, जिप्तसे इन 
भूमिकाओंमें अद्वेतमार्गीय साधन-क्रमका भी निर्देश पाया 
जाता Š | अथवा यों भी कह सकते हैं कि इनमें साधककी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओके आधारपर उसकी स्थिति तथा तदनु- 
कूल साधनका भी निर्देश है; अतः इन ज्ञान-भूमिकाओंमें 
अद्वैत-साधनाका साररूपसे क्रमानुसार निर्देश है | इसलिये 
इनका विवेचन अत्यन्त उपयोगी है; मानो त्रह्म-विद्याल्यकी 
ये सात कक्षाऐ हैं । 


इस विद्याळयमें प्रविष्ट होनेका अधिकार साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिशासुको ही है। विवेक, वैराग्य आदिके द्वारा ही 
अवेशाधिकारकी परीक्षा हो सकती है | अन्य वर्ण, आश्रम, 
शारीरिक वल; सौन्दर्य, घन, वैभव, ऐश्वर्य, राज्य, sa. 
पाण्डित्य, बुद्धिकी चतुरता आदि सामान्य गुणमात्र श्रह्म- 
विद्यार्मे विशेष उपयोगी नहीं हैं| जव साधनचतुश्यसामग्री- 
की चुर मात्रा हो, तब मनुष्य प्रथम कक्षामे प्रविष्ट हो सकता 
ËI ee प्रथम कक्षाके साधनके द्वारा उस कक्षामै 
उत्तीर्ण होनेपर ही दूसरी कक्षामें प्रविष्ट हो सकता है | 
अर्थात्‌ तमी वह उसके अनुरूप साधना करनेमें समर्थ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 
( ढेखक-स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) 


[ कृष्णदेवराया ah सिरपरसे थाल उठा स्वयं क्न 
थ्रीवछभाचार्यके चरणोंमें रखते हें ] | 
वछभाचार्य-( थाल्मेसे सात मोहरे उठाकर ) राजन्‌ |x 
द्रब्यमेंसे ये सात मोहे ही दैवी द्रव्य है; जो aie | 
हुँ, यह कभी भगवत्सेवाके काम आयगा | | 
जनससुदाय-धन्य है धन्य Š | महाप्रभु वकलमाचार्यकीज 

[ विल्वमङ्गल आशीवंचनके रूपमें एक गीत आरम्भ करते || 

जिसे सारा जनसमुदाय उनके साथ दोहराता है । ] | 
कांकरवारे तेउंग तिलक द्विज बंदो श्रीमदू रवमणनंद्‌ । | 
श्रीबुजराज सिरोमनि सुंदर, मृतरु . प्रगटे वकुमचंद॥ | 
अवगाहत श्रीतिष्णुस्वाभिपथ नत्रधामक्ति रत्न रसकंद। | 
दर्सन करत प्रसच्न होत मन प्रफटे पुरन परमानंद ॥ | 
कीर्ति बिसद कहाँ को वरना गावत लीला श्रुति सुर छंद.। | 
सगुनदास प्रमु पड्गुन संपन कलिजन उधरन आनँदकंद ॥ | 

( यवनिका ) | 

| 


| 
| 


होता है । इसी प्रकार धैर्यसे श्रोत्रिय ब्रह्मनि qa 
आदेशानुसार पूर्ण ASA ATA करता हुआ वह अद्दै 
शानकी पराकाष्ठाको प्राप्त करके परमानन्दरूप जीवन्मुरि 
तथा विदेहमुक्तिको प्रात करता है । 
प्रथम कक्षाकी साधना. श्रवण 
3 मनन | 
as निदिध्यासन | 
> 5 अखण्ड ब्रह्माकार अपरोक्ष वृत्तिके द्वार 

Gaga आत्मदर्शन | | 
५ से ७ भूमिकाओंमें चतुर्थ भूमिकामें उपलब्ध आत्मद 


aA 


की युक्तिके द्वारा भूमारसानुभूतिरूप जीवन्मुक्ति । 

अवण-अधिकारके लिये केवल संस्कृत-भाषा अथ 
न्याय-तर्कका बोध ही पर्याप्त नहाँ | जिज्ञासुके गुरुकी गरे 
उपस्थित होनेपर जब गुरु उसे स्वीकार करता है, तब बॅ 
ज्ञानका जन्म & अथवा गुरु जिज्ञासुको शिक्षारूपी गर्म, 
धारण करता दै | पहली, दूसरी तथा तीसरी अवखाऔँ। 
गर्भकी अवस्थाएँ समझनी चाहिये । चतुर्थमें साक्षात, 
होनेपर मानो शानरूपी बालक पूर्णाज्ञ होकर गुरुके गभ! 
बाहर आता है | अब इसे गुरुकी दिक्षाकी आवश्यक, 
नहीं रहती | ससम कक्षामै ज्ञान प्रौढ अवस्थाको प्रास a | 


| 
| 


33 


3 


ot 


. US Gl >. Y AY Zsa 


q 3 


Z 


37 ११ 63 A ९७ a था 


| 


AA 


So 5 


ed Oe a a 


ct FEARS, 


संख्या. ३ ] 


ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


७९७ 


—r<[' K[r_OM—[|———o—I[Ç L“S¿ — ——-| 


है, यही इसकी अन्तिम--चरम स्थिति Š । प्राणीके समान 
ज्ञानका अन्त मृत्युसे नहीं होता; क्योंकि यह तो अमृतस्वरूप 
है । बुद्धिके द्वारा इस अमृतके स्पर्शमात्रसे प्राणी अमर हो 
जाता हैः अतः यह मृत्युकी मृत्यु दै | 
जिज्ञासाके आधार-कचन 
१. विवेक, वेराग्य, जिज्ञासा, ब्रह्मनिष्ठ शुरु 
परीक्ष्य ster कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्षेदमायान्रास्त्यक्रतः कृतेन । 
agar स ुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ u 
( मुण्डक० १। २ । १२) 
ऋग्वेदादि अपर विद्यारूपी कर्म तथा उपासनाके 
अनुष्ठानके द्वारा अविद्या, काम तथा कर्मरूप दोपोसे युक्त 
पुरुषको दक्षिण तथा उत्तरमार्गके द्वारा जिस पितृळोक तथा 
देवलोककी प्राप्ति होती दै, तथा आसुर प्रकृतिवाळे मनुष्यको 
शास्र-प्रतिपिद्ध आचरण करने तथा शास्त्रविहित आचरणका 
अनुष्ठान न करनेसे जिन नरक, तिर्यककीटःपतङ्ग तथा 
प्रेतरूप लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंकी तथा स्वरूपकी 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमके द्वारा ब्रह्मविद्याके अधिकारी 
बाहझणको भली प्रकार परीक्षा करनी चाहिये कि थे जन्म, 
य्याधि, जरा आदि अनन्त संकटोंसे युक्त हँ, केलेके खंभेके 
समान निस्सार हँ, मायारचित गन्धर्वनगर, खप तथा 
जळके बुद्बुद तथा फेनके समान प्रतिक्षण नाशवान्‌ हैं; 
इसलिये सदू-अवद्वियेकीको उपयुक्त त्रिविध लोकोंकी 
अविद्याजन्य तृष्णा त्याग देनी चाहिये | सम्पूर्ण छोक कमका 
फल है; अतः अनित्य हैं; अथवा अनन्त आयाससाध्य लोकसे 
कुछ सिद्धि नहीं होती, इसलिये अभय, शिव तथा नित्यपदकी 
ग्रासिके लिये जिज्ञासुको शास्त्रविहित मर्यादाके अनुसार समिधा 
लेकर श्रोत्रिय TAM ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकी शरणमें जाना चाहिये | 
२. यज्ञ, दान, तप (निष्काम ग्रहस्थ-घमे )का 
wea जिज्ञासा-तत्पश्चात्‌ संन्यास-विधान 
तमेतं वेद्रानुवचनेन ata विचिद्िषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन, एतमेव'*'प्र्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति | एतद्ध स्म चै तत्‌ पूर्वे विद्वाध्सः प्रजां न कामयन्ते कि 
अजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म 
`ुत्रैषणायाश्च वित्तैपणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षा- 
चये चरन्ति ॥ (Fee Fo ४ 1 ४। २२ ) 


. “नित्य ब्रह्मकी जिज्ञासाकी उत्पत्तिके लिये ब्राह्मण वेदका 
स्वाध्याय, यज्ञ) दान तथा तपका अनुष्ठान करते हैं । 
परित्राजको, संन्यासियोके इस नित्य ब्रह्मलोककी प्रासिकी 
इच्छासे ब्राह्मण गहस्थाश्रमसै प्रब्रजन करते हैं) संन्यासाश्रममे 
प्रवेश करते हैं | पूवेकालमें भी विद्वान्‌ आत्मज्ञानी -ग्रजा 
अर्थात्‌ कमं एवं अपर त्रह्मविद्याकाः जो इहलोक, पितृलोक 
तथा देवलोकका साधन है, अनुष्ठान नहीं करते थे; 
क्योंकि उपयुक्त तीनों लोकोंके साधनरूप प्रजा आदि साधनासे 
उनका क्या प्रयोजन, दै १ वे तो आत्मळोककी आकाङ्का 
करनेवाले | इसलिये वे पुत्र, वित्त तथा ळोकसम्बन्धी त्रिविध 
एपणाओंसे व्युत्थानकर--उन्हें त्यागकर भिक्षात्रत--संन्यास- 
का अनुष्ठान करते हैं ।? 


१. षट्‌ सम्पत्तिका विधान 


एप नित्यो महिमा व्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो 
कनीयान्‌ ।` `` `` तस्मादेचंबिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वास्मन्येवात्मानं प्यति सर्वमास्मानं पदयति॥ 
a Fro Jo < IX 123 ) 
“ब्रह्मवित्‌की महिमा ब्रह्मके समानं नित्य हैः न पुण्यसे 
इसमें वृद्धि होती है, न पापसे हास | ब्रह्मा अथवा ब्रह्मवित्‌- 
की नित्य महिमामें श्रद्धा रखनेवाला राम; दम) तितिक्षा, 
उपरति तथा समाधानरूप सम्पत्तिसे युक्त होकर अपने 
अन्तःकरण (बुद्धि) में ही आत्मसाक्षात्कार करता दै | सम्पूर्ण 
संसारको अपना रूप ही जानता दै अर्थात्‌ ब्रह्मात्मातिरिक्त 
कुछ नहीं देखता |? 


४. प्रथम तीन साधन-भूमियो तथा चतुर्थ 
ब्रह्मविदू-भूमिके आधार-चचन 
“न वा अरे Gael कामाय सब ग्रियं भवति, आत्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं सवति | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ्ओतन्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितः्यः ॥ (mo Fo ४। ५1६) 


“अरी मेत्रेयि ! पति, जाया) पुत्र; वित्त, पशु; ब्राद्दाण ` 
आदि जाति, सप्तलोक्र$ उनके अधिपति देवता तथा वेदादि 
सब पदार्थ खतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं होते, आत्माकी Ra 
कामनाकी इष्टिसे प्यारे लगते हैं; क्योंकि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ 
तथा परमानन्दस्वरूप दै, इसलिये आत्माका ही उपनिपदादिके 
द्वारा श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन एवं दर्शन करना 
चाहिये ।? 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५-७ भूमियोंके आधार-वचन  . ८१४११३ केन 0१३ ११५०बु० उ० १०४०२५ iy, | 

प्राणो द्वेष <; सर्वभूतैदिभाति ७१०} ३१४,१३ ४५३२ (Q १५३१६०२१-३२ ) ६, 

; विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । (५६, १२,१९), ४५५ (६५१ ३-१५) ३१७,२३ इत्यादि । 

_ आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- --तो सर्वोपनिषरदोंके परम सिद्धान्तका निस्संदिग्ध नि | 
नेप बरह्मविदां वरिष्ठः ॥ होगा कि स्थूल आदि तीन शरीरोंसे भिन्न इनका साथी | 

( मुण्डक० ३॥ १ । ४) चिन्मात्र आत्मा ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | इस Terra aq | 

जो प्राणोंका प्राणरूप ब्रहम है, वही ब्रझासे लेकर स्तम्ब- साक्षात्कारसे शोक, मोहरूप मिथ्या संसारकी निवृत्ति होक़ | 
पर्यन्त सर्वभूतोंमें आत्मरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकारसे भास रहा परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्ति -होती है । ब्रह्मसे भिन्न नाम. 
है। जो इस सर्वभूतव्यापी ब्रझको आत्मरूपसे जानता है कि रूपात्मक जड चेतन जगत्‌ मिथ्या है, ब्रह्मत्मामें आरोपमा | 
मैं ही ब्रह्म हूँ; वह आत्मासे मिन्नरूपसे किसका वर्णन है | wee भिन्न संसारकी सत्ताका नितान्त अभाव है।' 
करे; क्योकि आत्मासे भिन्न वह न देखता है, न सुनता है, न त्रिविध भेदरहित अखण्ड चिन्मात्र आत्मा ही परमार्थ a 
जानता है, अर्थात्‌ जो कुछ दीखता है, जो सुनायी देता है, जो दै, परमार्थ-इश्सि यही यथार्थ ज्ञान Š | भेद-दृष्टि अज्ञान है। | 
कुछभी जाना जाता है; वह सप ब्रह्म ही है, ऐसा उसका निश्चय है। सत्र उपनिषदोंका समन्वय इस अखण्ड अद्वितीय aaa 
ऐसे शानीकी आत्मामें ही क्रीडा होती है कि संसारी पुरुषके में ही है | इसी यथार्थ दृष्टिकी भिन्न-भिन्न कक्षाएँ ay 
समान पुत्र-दारा आदि लौकिक पदाथोमें; उसकी आम्मामै भूमिकाएँ हैं | भूमिकाओंके विवेचनमें हम देखेंगे कि इ | 
ही रति-ग्रीति होती है; ज्ञान-ध्यानमात्र ही उसकी क्रिया शेष रह अमेदरूप यथार्थ दृष्टिज्ञानका क्रमशः विकास होता. जात | 
जाती है, वह बह्नज्ञानियोंमें भी सर्वश्रेष्ठ होता है । यहाँ ( १) है । प्रथम तीन भूमिकाएँ साधना अथवा जिशासु-साधककी | 
आत्मक्रीड (२) आत्मरतिः, ( ३ ) क्रियावान्‌, (४) wat या अवस्था हैं। शेष चतुर्थले सतमतककी चा. 
ब्रहाविदाँ वि; द्वारा, ४५, ६५७ सिद्ध शानीकी भूमिकाओं- . श्रेणियाँ सिद्ध ज्ञानीकी भूमिकाएँ है | यद्यपि इन समे परमार्थ 
का निर्देश किया गया है | ज्ञान-भूमिकाओंमें ज्ञान-साधना सत्य ( ब्रह्मात्मा ) का अपरोक्ष ज्ञान एक-सा होता है; परंत 
तथा सिद्धिका साररूपसे निर्देश है; इसलिये इनका विशद जगत्‌-मिथ्यात्वकी दृष्टिमे क्रमशः विकास होता जाता द। | 


विवेचन उचित है | मिका श॒भेच्छा-ज् 
नकी सप्त भूमिकाओका बिशद विवेचन ग्रथम भूमिका शुभेच्छा-जिज्ञासा 
अन्य प्रकरणोमे इस विषयका विस्तृत विवेच प्रत्यगभिन्न ब्रह्म ही निरपेक्ष, परमार्थ; शुभ) शिव शं । 
चुका है कि ब्रह्म आदिके विषयमै वेद हत हो. अभय पद है; अन्य सब भेद sma एवं भयरूप ही Í \ 
ही अपूर्व प्रमाण हैं | 'औपनिषदं पुरुषं š s: PRETO द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति--अपनेसे भिन्न दितीयसे-मेदे- 
“उस पुरुषके विषयमें पूछना चाहता हूँ; A a ) भयकी आशङ्का वनी रहती Š । प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूप शुम | 
द्वारा होता है।' खतन्त्र मानवीय बुद्धि तर्कके द्वारा इसके ९ जिज्ञासा ज्ञानकी प्रथम भूमिका है| यज्ञ, दान, तक | 
विषयमे कुछ निर्णय qá कर सकती | हल हठयोग, शब्दयोग, कुण्डिनीयोग+ सांख्य, राजयोग | 
बृहन्तम्‌? वेदको न जाननेवाला उस अपरिरि S भक्तियोग, आत्मसमर्पण आदि भिन्न-भिन्न अध्यात | 
क । न जानेवाला उस, अपरिच्छिन्न nak साधनाएँ उपयोगी हैं; परंतु इनका फल जिज्ञसाकी उति है। | 
कुछ तक नहीं कर सकता | पश्षपातरहित सच्चा : j परंतु इनका फल जिज्ञासाकी उत्पत्ति है। | 
Pura यदि ओोत्रियतरह्निष्ठ आचार्यको निधिम उपनिवदके इन सब साधनाओंका उपयुक्त खान शास्त्र तथा ब्रह्मवि 
निम्नलिखित वचनोंका अध्ययन करे-- महात्माओंक़े आदेशानुसार जिज्ञासा अथवा ज्ञानकी प्रया | 
भूमिकासे पूर्व ही है। उसके बाद इनका कुछ उपयोग नहीं | 


ऐत० To १,३,१२; ३, १-३; 
१०0२ MAR कठ० ४, ११,१४, है | Mey परम तालयंकी इष्टि इनका मूळ भेददी । 


१५; ईश ७; प्रश्‍न ४५८-१४; ६,५; मुण्डक १,२,११; 
VOU माण्डूक्य २,७; Fo उ० २,६,७; छान्दो 


६१८-१५१७, ( २४१; २५,१-२ ) ८; Gece अझात्मतत्त्वके यथार्थ बोधद्वारा इस भेददृष्टिका नाश कणा | 


अभीष्ट है | इसलिये हठयोगादि उपर्युक्त aaah à | 
| 
i 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi f 
j 


अर्थात्‌ अज्ञान है और ज्ञानसाधनामै अखण्ड निर्व्या | . 


संख्या Ñ ३ : ] e 


ज्ञानकी सत भूमिकाएँ 


७९९ 


—— E वय 


भेददृष्टिको बनाये रखती हैं; अखण्डात्मसाक्षात्कारमें प्रतिवन्धक 
तथा ज्ञान-साधनाकी विरोधिनी Š | Q द्वैत तथा अद्वैतमूलक 
साधनाएँ ध्येय आदिमें अन्धकार और प्रकाशके समान 
परस्पर-विरोधी हैं । श्रोत्रिय ब्रह्मनि आचार्य कमी ऐसा 
निर्देश नहाँ कर सकता और कोई साधक इनके तथ्य 
तात्पर्यं तथा लक्ष्यको जानते हुए एक aed इनका 
अनुष्ठान नहीं कर सकता | यदि इन साधनोके लौकिक 


फलके आकर्षणके कारण इनके तथ्यस्वरूप आदिके : 


ज्ञानका - अभाव न हो तो इनका समकालीन सम्पादन 
सम्भव नहीं होता | विवेक-वेराग्य आदि साधनचतुष्टयसम्पन्न 


| जिज्ञासु ही अखण्ड ब्रह्मज्ञान-साधनाका अधिकारी है | वही 


प्रथम सूमिकामें प्रवेशकर उस भूमिकाकी साधना यथार्थ 
रूपसे कर सकता है | 


स्वरूपानुसंघानः यतिरिक्तान्यशाख्राभ्यास उप्टकुछुम- 


| आरवद्‌ व्यर्थः । न योगशास्नम्रवृत्तिः; न सांख्यशास्त्रा- 


| न बाह्मदेवताभ्यर्चनं कुयात्‌ ॥ 


। भ्यासः, न सन्त्रतन्तरव्यापारः, नेतरशास्रमरवृत्तियेतरास्ति । 


अस्ति चेच्छवाळंकारवत्‌ कर्मादारदिद्यादूरः, न परिन्राण्‌ 
नामसंकीत॑नपरो यद्यत्‌ कर्म करोति तत्तर्फलमनुभवति | 
एरण्डतेलफेनवत्‌ af परित्यजेत्‌ । न देवताप्रसाइग्रहणम्‌, 
( संन्यासोप० २, ५९ ) 

'आत्मखरूप-चिन्तनसे भिन्न शास्राम्यास sms कुङ्कम- 
के भारके समान व्यर्थ दे | यतिकी न भेदवादी योगशास्र- 
में प्रवृत्ति होती है). न सांख्यशास्त्रमे न मन्त्र-तन्त्र-व्यापार- 
में; न अन्य भेदवादी शास्त्रॉर्मे। यदि ऐसी प्रवृत्ति हो तो 
वह झावके अळंकारके समान है। कर्माचार विद्यासे दूर-- 
उसका विरोधी है | यतिको न तो निज नाम-महिमाका संकीर्तन 
करना चाहिये; न प्रत्यगमिन्न ब्रह्ममावनासे शून्य भेद- 
दृष्टिसे किसी ब्रह्मनामका संकीर्तन करना चाहिये | मनुष्य जो-जो 
कर्म करता है; उस-उसके फलको पाता Š | एरण्डतैलके फेनके 
समान इन सव भेदमूलक लौकिक तथा शास्त्रोक्त व्यवहार- 
को त्याग दे | देवताके प्रसादको न ळे; न वाह्य देवताकी 
पूजा करे | 


अधिकारी संन्यासी 
शान-साधनाके आरम्ममें ब्रह्मलोकपर्यन्त जगत्‌-बन्धन- 
Š सत्यत्व परंतु अनित्यत्व बुद्धि होती है | इस जगतूसे 
el उसका एकमात्र लक्ष्य होता है । मोक्ष-आकाह्ला- 
के साथ किसी अन्य लौकिक लक्ष्यका amas बन a 


नहीं. सकता | जगतूके किती एक पदार्थमें एक ही कालम 

इष्ट तथा अनिष्ट बुद्धिका हो सकना असम्भव दै | श्रेय तथा 

प्रेय तम और प्रकाशके समान नितान्त भिन्न एवं विरोधी 

Š | जव मोक्ष ही लक्ष्य हो, तब सम्पूर्ण प्रयत्न तथा व्यवहार 

इसीके लिये होना चाहिये | शहदस्था्रम+ जो कि कर्म-प्रधान 

तथा प्रायः काममूलक होता हैं; ऐसी दशामै असम्भव 

है | जिज्ञासाकी तीव्रता ही उसकी कर्तव्य-कर्म-बुद्धिको 

शिथिल कर देती है । ५्यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेब प्रब्जेत्‌? ` 
जाजिस दिन लौकिक भोगसे वेराग्य हो जाय, उसी दिन 

ग्रहस्थाश्रमसे प्रस्थान कर संन्याताश्रमर्मे प्रवेश करे | यह शास्र- 

वचन उसे wee get ही नहीं देता, प्रत्युत अनिवार्य 

खूपसे -उसके त्यागका विधान करता हे और अन्य 

शास्रवचनीकि मनमाने Wah आधारपर ग्रहस्थाश्रमको 

सर्वश्रेष्ठ कहकर कर्तव्यबुद्धिकें आधारपर ग्रहस्थसे मरते दमतक 

चिपटे रहनेकी अनुमति नहीं देता हे । जिसके अन्तःकरणकी 

कछुपताको वैराग्यने धो डाला है; वह साधक शत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 

गुरुकी संनिधिमें मोक्षके उपायोंका निरन्तर अनुष्ठान करनेके 

लिये ज्ञानप्रधान संन्यास-आश्रममँ प्रवेश करता Š | आम्यन्तर 

संन्यास वैराग्य एवं जिज्ञासाका कारण है और शास्त्रविधिके 

अनुसार बाह्य संन्यास जिज्ञासाका परिणाम- फल है। तथ्य 

आम्यन्तर संन्यातके विना तथ्य जिज्ञासा असम्भव Š | जिज्ञासा- 

के उपयोगी श्रवणके अतिरिक्त संन्यासीका कोई स्वतन्त्र लक्ष्य 

अथवा साधन नहीं रहता, | जो व्यक्ति संन्यासाश्रममे 

श्रवणादिके अतिरिक्त अन्यं कुछ भी करता दै, उप्तमें 

जिज्ञाताकी न्यूनता दै । निर्विन्न श्रवणके लिये अनिवार्य 

भिक्षादि शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये जिज्ञासुका 

एकमात्र अवलम्ब प्रारब्ध तथा ईश्वरविश्वास होता है | वह 

साधारण योगक्षेमकी चिन्ता और उसके लिये ओपधि, जन्तर, 
WAR कथा-वार्ता, यौगिक सिद्धि आदि व्यवसायोंमें maw 
नहीं हो सकता | ईश्वर तथा प्रारूधके Se बह सब 
कठिनाइयों तथा बाधाओंका प्रतीकार करता है, अथवा Š 
अन्य उपाय न करता हुआ ही जीवन व्यतीत करता है । 

श्रवण आदि साधनोंमें बाधा पड़नेपर भी वह Lach आधार- 

को छोड़कर उपयुक्त अन्य किसी saat प्रवृत्त नहों 
होता; क्योंकि वह यह ce भावना रखता है कि कष्ट- 
सहनरूपी तपसे पूर्वकर्मजनित बाधाएँ शिथिल होती हैं । 
उसकी ऐसी दृढ़ धारणा होती दै कि संन्यासीक्रे लिये sme 
विरुद्ध अन्य उपार्योसे योग-क्षेम करके निर्विन्न श्रवण आदि 


. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८०० 
साधन करनेकी भावना तथ्य नहीं है | वह साधनामासमात्र 
है । उपयुक्त तथ्य तितिक्षा, ईरवरपरायणता आदिके सहित 
यत्तिञ्चित्‌ शात्ञ-भवणादि साधन ही यथार्थ साधन दै | 
अन्य श्रवण शास्त्रोक्त श्रवण नहीं है; उससे लक्ष्यकी सिद्धि 
नहीं होती | 
शिल्पं ञ्याख्यानयोगश्च कामो रागः परिग्रहः । 
अहंकारो ममत्व च चिकित्सा धमंसाहसम्‌ ॥ 


प्रायश्चित्तं प्रवासश्च सन्त्रीषघपराशिषः । 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो sau 


( नारद Jo ४। ५--७ ) 


“तिके लिये शिल्प) व्याख्यान देना, योग, काम, राग, 
परिग्रह, अहंकार) ममत्व) चिकित्सा, धर्मके लिये साहस-कार्य 
प्रायश्चित्त, प्रवास, मन्त्र, औषध और अन्यको आशीर्वाद 
देना-ये सत्र निषिद्ध Š | इनका सेवन करनेसे यति पतित 
हो जाता दे ।! 

ऐसे जिज्ञासुके लिये संन्यास-आश्रम ही मुख्य है | 
परंतु यदि वह किसी उपयुक्त कारणवदा ग्रहस्थ-आश्रममें ही 
रहे तो उसका सम्पूर्ण जीवनव्यवहार निप्कामबुद्धिसे होता 
है | हमें रहते हुए साधक अथवा ब्रह्मशानीका ढोंग 
रचकर लौकिक कर्माको तो करते रहना और शास्त्रोक्त देवयज्ञ 
आदि कर्माको त्याग देना धृष्टतामात्र है | 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑संगिनाम्‌। 

जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌॥ 

(गीता ३ । २६ ) 

“कर्मके GOA आसक्त अशानियोंकी बुद्धिको उनके 
उपयुक्त अधिकारोचित कर्ममार्गसे विद्वान्‌ उन्हें विचलित 
न करे | उन सबको Teal ही प्रदत्त करे और स्वयं 
अनासक्त योगबुद्विसे Meike कर्मोंका अनुष्ठान करे ।? 

शास्रके विधानके अनुसार किया हुआ कर्मका त्याग 

, अथवा अहण उन्नतिका कारण होता है; ऐसे विद्वानकी 
शारीरिक आवश्यक्रताओंके सम्बन्धर्मे केवल निर्वाहमात्रपर 
दृष्टि होती है | इससे अधिकको वह वासनाकी दासता तथा 
परिग्रह समझता है | 
साधना-क्रम 
. उपर वरेन हो चुका है कि त्रिविध भेदरहित अखण्ड) 
अत्यगभिन्न ४ हके शानके द्वारा शोक-मोह, जन्म- 
Ig तथा सत्तारचक्रके मूल भेददृष्टिरूपी अज्ञानका नाश एबं 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


| 


| 
ज्ञानसाधन मनुष्यजीवनका एकमात्र शास्त्रोक्त ६ 3 | 
यह भी निर्देश किया गया है कि उपनिषद्‌ आदि सत शा 
ही इस विषयमे एकमात्र प्रमाण हैं और आया 
पुरुष दी शास्रके रहस्यको ग्रहण करता है; इसलिये स । 
चतुष्टयसम्पन्न जिजञासु,अन्य सम्पूर्ण कर्तव्यों तथा योरा शष 
चिन्तासे मुक्त सं न्यासी--उपनिषदोके श्रवणके लिये ओ्रोज्ि| 
ब्रझनिष्ठ गुरुकी शरणमें उपस्थित होता है । जेसे | 
अज्ञोंका एक-दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता दे, इसी प्रश्न 
श्रवण आदिका एक-दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये कि 
काठमे भी एक दूसरेसे नितान्त प्रथक नहीं हो सकते॥ 
शास्र-तासर्य-निर्घारणरूपी श्रवणके षट्‌लिज्ञोंमें ही उपपत्ति 
निर्देश है; जिसका यह अभिप्राय दै कि युक्ति, तई] 
अनुमानके विना शास्त्र-तात्पयंका निर्धारण नहों हो सकत! 
इसीलिये मूल उपनिषदोंमें भी प्रत्यगभिन्न ब्रह्मरूपी परम 
सत्यकी सिद्धिके लिये अनेक उपयोगी युक्तियोंका दान्तमहि। 
निरूपण है और तीब्रतम जिश्ञासुका उनसे ही समाधान ३ 
जाता है | आलप्रत्ययका प्रवाइरूप निरन्तर fire 
अर्थात्‌ मनन भी एक दृष्टिसे निदिध्यासन ही है । zap! 
उपनिषदोके श्रवणमें ही शेष दो--मनन तथा Pilea, 
साधनोंका समावेश हो जाता है | इसलिये सामान 
eee इन साधनोंके स्वरूप अथवा काळक्रमके भेदक! 
वर्णन नहीं बन सकता | जैसे गर्भस्थ शिश्युके सम्पूर्ण आ! 
गर्भे आरम्मसे ही उपस्थित होते Š, परंतु fafa 
अङ्ञोंका विकास भिन्न-भिन्न मासोमें होता है; इसी san 
शानसाधनारूपी Rays भिन्न-भिन्न अङ्ग बीजरूपसे प्रारम्भ | 
विद्यमान होते हुए भी इनका विकास क्रमशः होता हे । | 
इसका विशद विरेचन अन्यत्र यों दिया गया है | 
( १ ) साधनचतुष्टयसहित जिज्ञासा, (२) श्रवण; (१)! 
मनन) ( ४ ) निदिध्यासन तथा ( ५ ) आत्दर्शनमैं x | 
जिज्ञासुके अतिरिक्त साधारणतया कीरणकार्यमावहा 
अविनाभाव आदि सम्बन्ध है; जिससे इनके क्रम तष 
अवाधि-फलका ज्ञान होता जिज्ञास 


as 


: जिश्ञाताके अनन्तर ही श्रवणक्रे महत््वका पता A 
१ ऐसे ही श्रवणके परिपक्क हो जानेपर मननका और उरि 


ott 


संख्या ३ ] ० 
a 
पश्चात्‌ निदिध्यासनका महत्त्व है । ज्ञानसाधनामे श्रवण; 
मनन तथा निदिध्यासनका यही क्रम Š | जैसा कि श्रवण आदि 
साधनाका विधानसम्बन्धी (बृह० उ० २, ४, ५७ ६ )क्रम 
पाया जाता है) इसमें क्रमका उल्लेख TTT नहीं है | 
इस वचनमें वेदान्त-साधनाके पथका रढस्यपूर्ण संग्रह है 
“आत्मा वा अरे ROSA: श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिष्यासितब्यः ॥! 
प्रथम भूमिकाका साधन श्रवण 

पूर्वमीमांसामें wea निर्घारणमै उपयोगी 
घडलिज्ञेंका वर्णन है ( १ ) उपक्रम-उपसंहारः (२) 
अभ्यास) ( ३ )' अपूर्वता, ( ४ ) फल, (५ ) अर्थवाद 
तथा ( ६ ) उपपत्ति | शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी संनिधिमें इन 
षड्लिज्ञोंद्रा उपनिषदादि व्रझविद्याविषयक शास्त्रोके परम 
तात्पर्यका निर्धारण करना श्रवण कहलाता Š | परमतत्त्वके 
सम्बन्धमै अनेक विकल्प है-( १ ) जड है अथवा चेतन, 
( २ ) विशिष्ट चेतन है अथवा चिन्मात्र, ( ३) कर्ता, भोक्ता 
है अथवा अकर्ता, अभोक्ता, ( v ) त्रिविध भेदयुक्त चेतन है 
अथवा अखण्ड चेतन? ( ५ ) विभु है; अणु है अथवा मध्यम 
परिमाण । इन भिन्न-भिन्न विरोधी सिद्धान्तोंका प्रकरणानुसार 
वर्णन उपनिषदादि सच्छाज्रोंमें उपलब्ध होता है, जिसके 
आघारपर वेदान्तके सम्प्रदायोमें भी कई भेद हैं| इसीलिये 
शास्त्रवचनोंमे मी विरोध-सा प्रतीत होता दै, जिसके कारण संशय 
हो जाता है और श्रुतिप्रमाणमें आस्था भी शिथिल होने लगती 
है। यदि पुण्यबलसे कुछ श्रद्धा बनी रहे; तो भी बुद्धि इस 
परस्पर विरोधको सहन नहीं कर पाती । यदि इसकी उपेक्षा 
“कर दी जाय तो भी कुछ फलकी सिद्धि नहीं होती। फल किसी 
निर्णीत सत्यके अनुष्ठानके द्वारा प्राप्त हो सकता है; इसलिये 
उपर्युक्त परस्पर-विरोधका समन्वय अनिवार्य है। 


श्रवणकी सफलता 


परमतत्त्वके निर्णयके द्वारा तथा तद्विरोधी शास्रवचर्नेके 
उपयुक्त अर्थके द्वारा sen विरोधी वचनौंका समन्वय 
करनेमें श्रबणकी सफलता Š | मुख्य या प्रधान विरोध यह है 
कि परमतत्त्व त्रिविध भेदरहित अखण्ड चेतन है अथवा जड- 
चेतन-मेदयुक्त चेतन है | दोनों प्रकारके वचन उपनिपदोंमे 
पाये जाते Š | अभेदपरक कुछ वचन ऊपर उद्धृत किये 
गये हैं | कुछ भेदवचन भी पाये जाते हैं; जैसे कठ० ३, १; 
५ ३० ७-८} Belo ८-१४; प्रश्न? ५; १} मुण्डक० २ १; 
१-३; तैत्तिरीय० ३, १; ऐतेरय० १, १-२; qWo ३, ७, 
२-२३ इत्यादि | 


५--- 


ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


NNR pep Sa 


८०१ 


देत तथा अद्वेत वचनोंका समन्वय 

इसी प्रकार परमतत्त्वविषयक अन्य भी अनेक विरोध 
पाये जाते Š | भ्रवणके द्वारा इन परस्पर विरोधी बचनोंका 
गौण; मुख्य आदि भेदोंसे समन्वय करना अनिवार्य दै । 
यहापर विशेष विवेचनका अवकाश नहीं । यहाँ तो 
केवळ इतना ही दिखाना अभीष्ट है कि इस परस्पर- 
विरोधरूपी आपत्तिका निराकरण अबणके द्वारा हो सकता | 
सक्षम, एकाग्र तथा पक्षपातरहित बुद्धि ही आचार्यके सहयोगसे 
Wes तथ्य तात्पर्यका निर्णय कर सकती है। पडलिज्ञोंसे 
उपनिषदोंके तासर्यकी समीक्षा करनेसे यह निर्णय 
करना सहज होता हैं कि अद्वेतपरक वचन ही मुख्य हैं । 
अन्यथा ये सब वचन निरवकाश हो जाते हैं और श्रुति 
प्रामाणिक नहीं ठहरती | यदि शरीर-दारीरिभाव तथा प्रेमः 
भावना आदिके द्वारा इनके गौण अर्थ किये जायँ, तो भी 
शुतिकी अपूर्वता खण्डित हो जाती है | कहा जा सकता है कि 
सर्वशत्वादि गुणयुक्त ब्रह्मका शान TLRS ही हो सकता है; परंतु 
एक बार जगत्‌ नियामक चेतन सत्ताको स्वीकार कर लेनेपरः 
उपयुक्त गौण अमेदके उपदेशकी आवद्यक्रता नहीं रहती | 
अर्थात्‌ यदि Meat परम तासर्य द्वेतको स्वीकार किया 
जाय तो अद्वेतपरक वचन निरवकाश हो जाते हैं | यदि 
इस दोषकी निदृत्तिके लिये अद्वेतके गौण अर्थ किये जायें 
तो श्रुतिकी प्रामाणिकताके मङ्ग हो जानेकी आपत्ति आती 
है । इसी प्रकार शुतितातर्यनिर्णायक पड़लिज्ञ भी अन्य 
अनेक आपत्तियाँ उपस्थित करते हैं। इसलिये परमार्थ 
अद्वेतपरक वचन मुख्य Š | जीव-ईश्वरका अभेद मुख्य 
तथा परम सत्य है और द्वेतपरक वचन लौकिक व्यवहारके 
अनुवादमात्र Š तथा कर्म उपासनापरक हैं | ये वचन 
उनके लिये हैं, जिनकी बुद्धि स्थूछल--प्राइत हे और परम 
अद्वेतको ग्रहण कर सकनेमें असमर्थ है। उनके छिये 
अधिकारोचित उपासनाकी साधनाके लिये भेद तथा उपासना 
आदिका निरूपण सापेक्ष सत्य दै | साधनचतुष्टयसम्पन्न तीत्र- 
बुद्धिवाले जिज्ञासुके लिये ये बचन नहीं हैं | š 


इसी प्रकार विरोधी प्रतीत होनेवाले अन्य शास्रीय 
वचनोके यथार्थ तात्पर्यका निर्णय भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
प्रसादसे हो जाता है और शास््रोक्तियोम परस्पर विरोध नहीं 
रह जाता | शब्दप्रमाणका समन्वय होनेके साथ ही यह ` 
निश्चय हो जाता दै कि अध्यात्मविषयक श्रुतिका मुख्य 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi % 


८०२ 


तासर्य अमेदमें है | शब्दप्रमाण भेदको मिथ्या बताता 
है। भेदके प्रतीत होनेपर भी शब्दप्रमाण अमेदको ही सिद्ध 
करता है; इस fr संदेह नहीं रहता | 
उपसंहार 

उपर्युक्त विवेचनका यही सार है कि साधनचतुश्य- 
सम्पन्न जिज्ञासु प्रथम भूमिकाका अधिकारी है | mga 
साधनाके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण व्यवहारकी निदृत्तिरूपी 
संन्यास जिज्ञासुके लिये स्वाभाविक तथा निरन्तर शानः 
साधनाके लिये परमोपयोगी एवं अनिवार्य है। प्रवृत्ति और शान- 
साधनाका तम और प्रकाशकी भाँति परस्पर विरोध है। प्रथम 
कक्षाका प्रधान साधन त्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यसे उपनिषद्‌ 
आदि ब्रह्मविषयक शाल्नोंका FAT करना है | उपनिषद्के 


— TED 


महारास 
( रचयिता- श्रीप्रफुल्लचन्द्रजी ओझा “मुक्त? ) 


समेवेत गान 
कैसी आज जुन्हाई ! 

कैसी अनुपम शोभा छितिपर छबि-छाई छहराई ॥ 
कैसी आज मनोहर राका, 
भरा धरापर स्वस विभाका, 

उतर अवनिपर, किरण-डोर घर, विधु-दीधिति सकुचाई ॥ 
उत्कंठा जागी ` जन-जनमें, 
जागा मधुर मनोरथ मनमें, 

तन-तनमें सिहरन weet शशि-ेखा सुसकाई ॥ 
नभका हास-चिछास मनोरम, 


भू-अधरॉपर भाज रहा थम, 
छास-भरी धरती विलाससे छेती है अँगइाई ॥ 
. Gar 


चंद्रिका खिल उठी सिक धराके गले, 
व्योममें सोमका स्निग्ध संचार š l 

“ चात सहमा हुआ, रात ठिठकी हुई, 
TEM छोकका शोक-संभार Š ॥ 

हिल रही वल्लिका, मल्लिका खिल रही, 
भर रहा हर दिशा अमित आमोद है | 

व्योमके वक्षपर, सोमके पक्ष-सा 
लक्ष्यको जा रहदा स्वेत पाथोद हे ॥ 


कल्याण 


— ________2_ SHO ऋछऋऋऋि्॑((|शिलस-- = — ——————— _ _ _ _ 


गमभन 


द्वैत तथा अद्वैतपरक बचनोंकें तथ्य तास्त 
(१ ) उपनिषद्वचनोंके अन्तर्गत विरोधका समन्वय 
तथा (२) त्रिविध भेदरहित अखण्डचिन्मात्र 
आत्मभावेन निःसंदेह निर्णय करना भवणसाधनाका कार्य, 
परम फल तथा अवधि Š | इस अवस्थाके प्राप्त 
जिज्ञासुको उपनिषद्‌ आदि u= तथा इन अन्थोके उन 
भागोंका विशेष खाध्याय करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, 
जिनमें प्रधानतया आस्तिक बुद्धिवालोंके लिये परमतत्त्वक | 
वर्णन है | उसे श्रवणका फल प्रास हो चुका दै, Tea 
परम तात्पर्य अद्वेतका निश्चय हो चुका दै; इससे, अधिक 
श्रवणका कुछ लाम नहीं और इसीलिये वैसे साधककी श्रवण 
रुचि नहीं रहती है; क्योंकि उसका प्रमाणगत संशय निवृत्त | 


हो गया है | 


ECEES 6 8-48 J 2 _ 


wa भूलकर भूमिकी धूलपर 
यह विभाकी कुमारी चली आ रही | 
छाजके च्याजसे आज या मेदिनी 
ga घुँघट निकाले wet आ रही ॥ 


या रसाके fea विधु स्वयं sqa 
हँस सरस, सोम-रस-धार बरसा रहा | 

या कि andl महीके कहीं 
` कामधुकूका धवछ क्षीर AAT रहा ॥ 


चंद्रिका चंद्रका हास लेकर चली, | 
आ अवनिके saq बिखर-सी wel 
विपाके . असित अंग उत्संगमें 
कौमुदी भर खयं ही निखर-सी गई ú 


तेजके तीरकी पीर गंभीर जो 
देह दिनभर घराकी तपाती रही। 

चंद्रिका शीत-करसे उसीपर सदय 
स्नेह-आरेप निशि-भर लगाती रही ॥ 

चंद्रआछोक भी कोकके शोकको 

. रोक पाया नहीं, वह कठपता रहा । 

कान जाने क्रि किस शापसे रातभर 
विरह-उत्तापमें आप तपता रहा ॥ 


~ 


DEST SNES JV ae SS 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ३] १ ` महारास दर 


TTT 


सरस रस-छोभसे ` रहसमें बैठकर 
अलि नलिन-कोषमें हो गया चंद हे । 
कौसुदीमें at पंखडीको खड़ी 
देखती दूर भ्रमरी निरानंद है ॥ 
. वेणु-वनमे कहीं सो रहा स्वर मुखर 
aa समर विपिनका कसक-सा रहा | 
हर छहरपर हहर जो बद्दी जा रही 
- उस सरितका तरळू मन मसक-सा रहा ॥ 
गंघकी dai < उच्छास-सा 
छोड़कर कुसुम कमनीय झरने लगे । 
पर सुद्दागों-भरी वल्करीके अधर 
विद्ठुमा-से gain सिहरने लगे ॥ 
आज वृंदा विपिन मग्न हें सोदमें . 
छत्रि अमर लोककी ज्यों छनी आ रही । 
आजकी यामिनी कामिनीके लिये 
सहज अचुगामिनी है बनी आ रही ॥ 
आजके क्षण विलक्षण, सिहातीं खड़ी 
भूमिका भाग्य देवांगना, at भी । 
आजका काळ ऐसा कि सिर घुन रही 
साधना, AS रहा हाथ अपवग भी ॥ 
शांत आकाश है, शांत वातास है, 
इंदु-कर भूमिपर शांति जइ-सा रहा | 
आज यसुना-किनारे खड़े कृष्णके 
चित्तमें रास-रस है उमढ-सा रहा ॥ 
इेशकी कामनासे बना विश्व यह 
आज्ञ रह-रह बुलाता उन्हें पास है । 
घर अधरपर सुरक्तिका मधुर, शयामने 
इसलिये ही बजाई अनायास है ॥ 
समवेत गोपी-गान 
यसुनाके तीर कौन बाँसुरी बजाता ! 
अंग-अंग है उसंरा-संग बहा जाता ॥ 
स्वरके wat feet 
तन-मनको रही बोर 
सिहर यह शरीर है अधीर हुआ जाता । 


सनको मन्मथ छलछाम 
मथता-सा हाय राम 
S बरबस इस याम हमें कोन हे ser? 
बंसी यह % रही 
किसका पथ हेर रही 
छोक-लाज आज भला है किसे सुद्दाता ? 
गोपियाँ लग्न थीं गेहके नेहमें 
वेणुका स्वर सुना, आंत-सी हो गइ । 
कृष्णकरे प्रेमको ध्षेमकर जानकर 
देह-मन खो, मगन हो, विजनको गई ॥ 
चेणुकी तानमें गान जो प्राणका 
चित्तको खींचकर वह बुळा-सा रहा | 
अभित आनंद-संदोहके Tet , 
ब्रह्म sat जीवको Š झुला-सा रहा ॥ 
यह घड़ी है बड़ी भाग्यशाली कि जो 
इयामने आप ही है पुकारा हमें । 
कर कृपा-कोर चितचोरने चावसे 
आज ही तो प्रथम हे निहारा हमें ॥ 
व्यर्थ असमर्थताका न कुछ अर्थ है 
त्यागकर . दर्प, अपण खंको करें । 
आज आत्मा मिळे तत्त्व परमात्मसे 
इम अमर लोकका रस रसामें भर ॥ 
सोचकर इस तरह रह सकी चिर न फिर 
इयामकी लाळसासे मचछने छगीं | 
तोड बंधन सभी, मोड सँद मोहसे 
गोपियाँ घर-नगरसे निकछने wit ॥ 
aq पय-भारते राँसती रह गई 
बह गई छाछ फिर दूर गिर पात्रसे । 
सुध बिसरकर, सिहरकर, किधर जा रहीं 
बख-भूषण गिरे aa हो गात्रसे ॥ 
कंदलग्ना स्वपतिकी नवोढा निकल 
चळ पड़ी हो बिक तिळमिलाती हुई । 
स्तन्य ga सरळ fry मचरुता रहा 
माँ चली मोदसे गीत गाती हुई ú 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


जो सती थी ब्रती मतिमती, काँतकी 
चरण-भाराधना छोड़ वह चळ पड़ी । 
घर Git बिछोती हुई दूध जो 
काजसे आज सँड मोड वह चल पड़ी ॥ 
एक थी रॉधती, ge छट बाँघती, 
एक अंजन नयनभें छगाती रही | 
aa हेरती पंथ प्रिय पांथका 
एक थी नीर दृगसे बहाती रही ॥ 
एक खाती रही, एक गाती रही, 
एक रोता हुआ fry सुळाती रही | 
त्यागकर सब जहाँका तहाँ, चल पड़ीं 
गोपियाँ, वेणु जिनको बुलाती रही ॥ 
सासकी ताइना, नन्दुका वारना, . 
रोष पतिका उन्हें रोक पाया नहीं । 
देख सम्मुख सिसकता सछोना सुवन 
गोपियोंने. तनिक शोक पाया नहीं u 
बावळी-सी neti , चली जा रहीं, 
ज्ञा fret तरणिजाके ave ate | 
चित्तमें of छिपाये विमल इयामकी 
कर निछावर तरुण प्राण आभीरपर ॥ 
बॉसुरीमें भरे प्रेमकै स्वर s 
गूँजते घर-नगर, सरि-लहरपर रहे । 
भूमिको Jam, झमकर जो उठे 
झून्य आकादमे हास भरकर रहे ॥ 
गोपियाँ Feat आ गई पास, पर 
प्राण-सी राधिका रुक गईं मानसे | 
हरि हँसे हेरकर, ter बाँसुरी 
फिर पुकारा उन्हें योग्य सम्मानसे ॥ 
राधा-माधव-संवाद 
- राधा राधा राधा ! 
इरिका हृदय तुम्हींने अपने प्रेम-रज्जुसे बाँधा ॥ 
सबको सहज पुकारा, 
> पुर तुमने ही ga far, 
नहीं जानती हो क्या, तुमसे रहित रहा में आधा ॥ 
राधा राधा राधा ! 
राधा- x 
छो, आई माधव, मैं आई, अब न रही कुछ बाधा ॥ 


" राधा- 


[भाग ३ 
——— 


महा मिलनका रास रचाकर, 

किंतु सुझे छी नहीं छुलाकर, 
तुमने दी पीड़ा, मैंने उस ब्री़ासे चुप साझा | 
पर आई माधव, यह आई, अब न रही कुछ वाधा | 


श्रीकृष्ण - 
तुम हो मेरे रोस-रोममें, 


तुस अणु-भणुमें, धरा-व्योममें, 


Qa. RRR PR 


तुम सुझमें हो, Š तुममेंश दोनोंकी प्रीति अगाधा | 
एक दूसरेसे अभिन्न हैं दोनों माधव-राघा। 
भ्रीकृष्ण- 

है अनादिसे तुमने मुझको प्रेम-रज्जुसे बाँधा। 
राधा- 

भव-भावन नारायणके चरणोंमें नत Š राधा ॥ 


आओ, हिलमिल wa रचाएँ, 


राघा- 
at उतार mm लार, 
राधा- 
नरसे नारायण मिल जाएँ, बरसे शांति भबाधा ! 
हे माधव, सुकुंद, मधुसूदन ! 
थ्रीकृष्ण- 
राधा !! 
बह रहा नील नसके तळे नील जळ 


राधा, राधा, 


रम रहे कोटि ब्रह्मांड हैं tat 
पर स्वयं वे aa उदासीन हैं ॥ 
बाँसकी बाँसुरी Š अधरपर धरी 
जो विधुर छोकमें स्वर मधुर भर रही | 
प्रीतिकी बेलिको केलिसे  सींचकर 
गोपियोंके हियोंको विमल कर रही॥ 
बॉधकर दल सकल गोपियाँ आ गईं 
घेरकर कृष्णको नाचने लग गई! 
छास-उल्लासमें, हास-परिहासमें 
वासना त्यागकर प्रीतिमें पग गईं॥ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नीलरुचि of शिलापर "समासीन हें । 


संख्या 2] 


८०५ 


—— — n 


पुरॉके रणन, किंकिणीके mam, 
न चरणके मधुर ताल देने रगे । 
अंगकी भंगिमाको मिली गति चपळ 
* हान तरल तंतुसे लहर छेने छगे॥ 
मोदम मझ होकर कहीं” गोपियाँ 
ताळसे खर मिला गीत गाने छगीं। 
ase QQ मीड-खगको मधुर 
मूच्छना-ग्रास-संयुत उदाने लगी ॥ 
नृत्य-संगीतकी यह मनोहर छटा 
देखकर देवगण wt सिहाने wil | 
मेनका-उर्वशी भी ठगी-सी रहीं , 
पुष्प गंधर्व-किन्नर गिराने छगे॥ 


राख-गीत 


यमुना-तट weet विछास-ळास छाया | 
गोकुछमें उमड़ आज यह हुलास आया॥ 
आज मत्त-सोद-भरी 
विविध विधि चिनोद-सरी 
शारदीय ार्षरी, झरी प्रफुल्लताया । 
नटवर नरके समान 
नाच रहे यन अजान 
फैल रहा लोक-ओकमें सुयश सुद्दाया। 
पायळकी छूम-छनन 
सुरली-सुरलीन विजन 
प्रकृतिमें पुरुष पुराण प्राण-सा समाया | 
wenn, अह, सूर्य, सोम, 
चरा, अंतरिक्ष, व्योम, 
नाच रहे" तमस्तोममें प्रकाश-छाया । 
इंद्र, वरुण, यम, कुबेर 
° नुल्य-निरत रहै हेर 
नाच स्वयं शेषने समस्त जग ढुलाया । 
afta  खरग-खुग-निकाय 
aeier विएुळकाय 
भव यह शीतळच्छाय रास-रस-नहाया | 
गोपियॉका परम भाग्य थीं हेरती 
स्वर्गमे gra देवांगनाएँ खड़ी । 
सोचतीं, क्यों न asta सिला जन्म जो 
कृप्णका संग पातीं सहज दो घड़ी ॥ 


- गोपियोने विचारा कि त्रेलोक्यमें 


रूप हम-सा किसीको मिला ही नहीं । 
कोति-सरमें अमर-छोकके भी कभी 
छबि-तछिन आजतक है खिळा ही नहीं ॥ 
रूपके गवसे ws गोपियाँ 
नृत्य-भ्रम-स्वेद sq बहाने लगी | 
मंद होने लगी गति सहज चरणकी 
आभरण खोलकर वे गिराने wu 
रुक गये कृष्ण तब sua हो चकित 
देखकर गोपियोंको थकित इस तरह | 
भक्त-अनुरक्त आसक्त कब sm 
पर अपरकी ब्यथा कव नहीं है असइ ? 


चर-अचरमय सकळ सृष्टि है दृष्टिका 

एक इंगित सहज सचिदानंदकी | 
भासती मात्र लीळा उसीकी यहाँ 

ज्योति उसकी बनी, सूर्यकी) चंदकी ॥ 
प्राणका दुभ करे चली geet 

कृत्य कती स्वयंको छगा मानने | 
सर्वस्य et करते सदा wet 

जन्म जिसको दिया असत-अज्ञानने ॥ 
देख आरंभ यह दंभका इंशने 

us कौतुक किया बात ही वातमें | 
खो गये, हो गये इछसि दूर ज्ञो 

चे अमीतक सभीके ससुद साथमें ॥ 


ऐोपियॉकी पछक भी शिपीतक न at 

द फिर छिपी वह मनोहारिणी छवि कहाँ ? 

हो गईं वे विकल जरू भरे नैनमें 
रइ गई सब ठगी-सी जॉकी तह ॥ 

क्या हआ यह अरे, हे इरे, बया कर 
अन हैं इम अकेली विपिनमें यहाँ । 


देहका मोळ क्या प्राणसे हीन जो 
मीन wea बिछुदकर जिये किस तरह | 
चातकी स्वातिकी बूँद पाये न तो 
अन्य जळ बह अनरसा पिये किंस तरद ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८०६ कल्याण Š [ भाग ३ 


Ñ 


AA A, > PD PP >> > 


लक्ष नक्षत्र ले अंक निःशंक हो 
सोम ae व्योमपर राजता हे अभी | 
इन छता तन्वियोंका तुनुक भार छे 
वृक्ष सजा नई साजता है अभी॥ 
we qewa लेकर तरंगे अमित 
मोदसे मत्त गाता चला जा रहा। 
क्या हुई भूछ जो झूल-सा यह विरह 
है हमें ही रुलाता चला जा रहा ॥ 
एक क्षण था मिला क्षीण सौभाग्यका 
अल्प हो, कल्प-सा ही लगा यों हमें । 
स्वमने सत्यका रूप ले, सूत हो 
धूतं बनकर अचानक उगा याँ हमें ॥ 
यह निशा यह दिशाओं-भरी चंद्रिका 
« चंद्र निस्तंद्र यह, घोर है यह विपिन | 
हा सके पा कहाँ हूँढ Š जा कहाँ 
रह सके सह विरह किस तरह यह कठिन ॥ 
यों बिळखती विविध भीतिके भावसे 
घोर at Ñaw हो सकल sal l 
घेरकर भूमिको घूमती, ती 
हो fies हारकर शून्यको Wetu 
दो wit गिरा जळ fas कर दिया 
गोपियोंका हिया, असु प्रकट तब हुए | 
राधिकाने गही बाँह, उन्मादिनी 
गोपियोंने शरणके चरण जा छुए ॥ 
गोपी-गीत 
नमो नमो पूर्णकाम हे नमो नमो 
GH विकार-रहित ब्रह्म stat रमो | 
त्याग सकल. देह-घमे 
Wt हम आत्म-मर्म 
हे सुकर्म चर्म-अंतरायको दमो | 
जरा-मरण-भय अतीच 
सहते हैं सभी जीव 


सुक्त करो भीतिसे न अब्र तनिक थमो । 
पाप-ताप दैन्य-दुरित 
दूर जायँ सभी स्वरित ५ 
तोषयुक्त ! दोष दीनके सभी क्षमो। 
देह-दंभ दमन करो 
कृपाकोर कम न करो 
शमन करो विरह आण-प्राणमें रमो। 
यों महारास-रस Š वरस-सा रहा * 
है सरस यह रसा डोलती लोल-सी l 
आजकी चाँदनीसे छनी यामिनी 
है महीपर रहीं मत्तता घोल-सी ॥ 
नाचते राधिका-संग माधव सुदित 
नाचती सृष्टि सारी निहारी गई । 
सोम रविके सहित स्वगंकी छवि अमित 
आज ययुनां-किनारे उतारी गई॥ 
कृष्ण हैं एक ही, एक ही राधिका 
किंतु आराधिका गोपियाँ हैं बहुत । 
श्याम-उत्संगसेँ राधिका-अंगको 
देखकर संगको sat हैं बहुत ॥ 
किंतु सहसा हुईं एक घटना नई 
हरि सभी गोपियोंके सहित हो गये। 
एक ही me सब जीवमें रम रहे 
गोपियोंके हृदय मल-रहित हो गये॥ 
नाचनेसी छगी यह रसा aaa 
अव्धिमें दूरतक पूर आने छगा। 
स्वर्ग यक्ष-गंधर्ब-किन्नर-निकर 
मत्त हो नाचने और गाने ami 
नाचने लग गये झह-उपग्रह सभी 
रह सके जड न, जड आज चेतन बने। 
ईरकर देहका दाइ देही रहा 
जगमें सजग भीनकेतन बने ॥ 


mmc "727 _ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


wu 


रामचरितमानसमें श्रीभरतजीकी अनन्त महिमा 


( ठेखक--मानसकेसरी श्रीकृपाशङ्करजी 'रामायणी? ) 


CQ) 

आज श्रीअवभके प्रत्येक नर-नारियोंकी म्लान मुखश्री 
देदीप्यमान हो उठी है । प्रत्येकके हृदयमें आशाकी 
सुबर्णययी किरणें चमक उठी हैं । समी विभिन्न कार्योमें 
doa हैं | कोई हस्तियोंके पृष्ठमागपर मनोरम कनक- 
मय हौदे सुसज्जित कर रहे हैं | कोई जीन रच-रचके 
चपळ तुरंगोंकी सुशोभित कर रहे हैं । इसी प्रकार 
नगरके गृह-गृहमें जनसमुदाय नाना प्रकारके वाहनोंको 
समुधत कर रहा है | सब-के-सब श्रीराधवेन्द्र सरकार- 
के चरणकमलकी संनिधि प्राप्त करनेकी त्वरामें हैं । 
श्रीमरतळाळकी सराहना करनेके साथ-साथ नागरिक 
Re कहते हैं कि आज बहुत विशाल कार्य सम्पन्न 
हो गया-- 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू । सकल चले कर साजहि साजू॥ 

इधर श्रीमरतछालने भी विश्वासपात्र अनुचरोंको 
नगर सौंपकर श्रीतरसिष्ठको, विग्रवृन्दको, श्रीकौसल्यादि 
माताओँको और श्रीरामग्रेमोन्मत्त नागरिकोंको आदरपूर्वक 
प्रस्थान कराकर श्रीसीतारामजीके मङ्गलमय चरणसरसिजों- 
का स्मरण करके श्रीरघुनाथपददशेनार्थ प्रस्थान क्या 

सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकळ चलाइ | 

सुमिरि राम सिय चरन तब चळे भरत दोउ भाइ ॥ 

आज श्रीमर्तलालकी काननयात्राका चतुर्थ दिवस 
है-.श्वंगवेरपुर दिखायी पड़ रहा है | किंचित्‌ दिवस 
पूर्व श्रीराघव भी यहाँ एक रात्रि विश्राम कर चुके हैं | 
श्रीनिषादराजने प्रमुकी सम्पूर्ण सेवा की थी | परंतु आज 
श्रीमता आगमन सुनकर वे ही श्रीरामसखा निषाद्राज 
श्रीमरतके RA खरागत-सामग्रियोंका संकलन नहीं कर 
रहे Š | ने उनसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित नहीं हो रहे 
है | अपितु इन सव क्रियाओंके प्रतिकूल कटकसहित 


श्रीमरतका आगमन सुनकर श्रीनिषादराजको अपने 
प्रेमास्पद श्रीराघवके अनिष्टकी आशंका हुई और वे लगे 
सविषाद विचार करने 
कारन कवन भरतु बन जाहीं । है कछु कपट भाउ मन माहीं ॥ 
जौ पै जियें न होति कुटिकाई । तो कत seg संग करकाई ॥ 
जानि साचुज Wate मारी। करडे अकंटक राजु सुखारी u 

श्रीरामके बनगमनमें तो कारण था, परंतु श्रीमरतके 
काननगमनमें क्या कारण है ! कारणरहित कार्य नहीं 
होता | अवश्य ही इनके मनमें कुछ कपट-भाव है | यदि 
श्रीमरतके मनमें कुटिल भावना न होती तो. साथमे 
कटक लेनेकी क्या आवस्यकता थी १ साथमे कटक लेना 
ही कुटिलताका प्रत्यक्ष प्रमाण . हैँ | अवश्य ही चौदह 
वर्षके वनवाससे इनको संतोष नहीं प्राप्त हो सका | वे 
यह समझ रहे हैं कि राज्यपथमें कंटकखरूप शराम- 
लक्ष्मणको सबेदाके लिये दूर हटाकर सानन्द राज्य- 
सुखका उपभोग करेंगे | 

श्रीनिषाद्राजने केवळ विचार ही नहीं किया, अपितु 
वे भी श्रीमरतसे समर करनेके लिये संनद्ध हो गये 
सनझुख छोह भरत TASS | जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ 

श्रीमरतके साय प्रत्यक्ष लोहा मैं ढँगा और जीते जी 
गङ्गा उतरने न दूँगा । 

केवळ श्रीनिषादराज ही समरोद्यतः नहीं इए, अपितु 
उनकी समस्त सेना भी अपने खामीके साथ श्रीराम- 
कार्यमें अपने प्राणोंका बलिदान करनेको कटिबद्ध हो 
गयी । श्रीगुहराजकी ललकार सुनकर वीर gual 
रोषपूर्वक जिन शब्दोंको बदनच्युत किया है, वे शब्द 
कितने ओजखी हैं--- 
राम प्रताप नाथ बढ तोरे | करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाउ न पाछे घरहीं । देढ मुंडमय मेदिनि करही ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


८०८ 


नाथ | श्रीराघवेन्द्रके प्रचण्ड प्रतापसे एवं आपके 
बळ्से हमलोग श्रीमरतकी सेनामें एक भी योद्धा तथा 
एक भी अश्व जीता न छोड़ेंगे । विश्वकी कोई भी शक्ति 
हमलोगोंको निष्प्राण किये बिना आगे बढ़नेमें नितान्त 
असमर्थ होगी | हम भगवती वसुन्धराको रुण्डमुण्डसे 
आच्छादित कर देंगे | 
देखा आपने श्रीभरतळालके प्रति गुहराज एवं 
उनके सुभटोंके द्वारा की गयी कुत्सित धारणाको--- 
यद्यपि यह ठीक है कि श्रीरामसखा निषादराज 
एबं उनके सम्पूर्ण छुमट श्रीरामके अनन्य प्रेमी थे | 
उनका प्रेम तो उनके वचनोंसे और उनकी क्रियाओंसे ही 
स्पष्ट है । श्रीयुहराजके कितने मार्मिक, उपदेशपूर्ण 
और श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत ये वचन हैं । 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीशा । राम काजु SAT सरीरा ॥ 
सरत भाइ नुपु मैं जन नीचू। बढ़े भाग असि पाइअ मीचू॥ 
स्वामि काज करिइउँ रन रारी। जस घवछिइउँ भुवन दस चारी॥ 
तजउँ ग्रान रघुनाथ निहोर । दुइँ हाथ सुद मोदक मोरें॥ 
साधु समाज न जाकर SA | राम भगत Ay जासु न रेखा॥ 
जाये जिअत जग सो महि ATS | जननी जोचन बिरप कुठारू ॥ 
श्रीगुहराज श्रीमरतसे समराङ्गणम समर करके विजय- 
प्राप्तिका ध्यान भी मनमें नहीं छाते; वे तो यह समझते 
हैं कि मरतसे युद्ध करनेमें मेरी मृत्यु अवश्यम्भावी है | 
किंतु मेरी मृत्यु भाग्यवानूकी मृत्यु होगी; क्योंकि युद्ध- 
भूमिमें मरनेसे वीरगति प्राप्त होती ë | दूसरी बात यह 
है कि जोकपावनी गङ्गाके पवित्र तटपर मेरी मृत्यु 
होगी | तीसरे, क्षणमरमें विनष्ट हो जानेवाला यह शरीर 
श्रीराघवेन्द्र सरकारके कार्यमें आ जायगा | इससे अच्छा 
और क्या होगा £ कहाँ तो श्रीरामके भ्राता भरत और 
कहाँ मैं नीच जन; फिर श्रीमरत नरेन्द्र मी तो है ? 
बड़े भाग्यते ऐसी मृत्यु मिळती Š | मैं अपने Ter सरकार- 
के लिये समरभूमिमें युद्ध करूँगा और अपने यशसे चौदहों 
लेकोंको धवलित कर दूँगा | श्रीरघुनाथजीके निमित्त 


[ भाग १, 


प्राणत्याग करूँगा । मेरे दोनों हाथोमें आनन्दके मोळ 
Ë | अर्थात्‌ मेरा छोक-परलोक दोनों सुधर जाया | 
सजनोंके समाजमें जिसकी गणना न हो और श्राप 
भक्तोंमें जिसकी रेखा न हो, वह इस जगतमें व्यय गीत 
है | वह प्रथ्वीपर भारखरूप है और उसके उत्पन्न होते 
उसके माँका यौवन अकारण ही नष्ट हुआ | अस्तु| 

श्रीगुहराजके भक्त सुभटोंकी भी कितनी भत्तिम 
उक्ति है | श्रीरामके प्रतापमें उनका कितना ae 
विश्वास है | वे पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डमय बना Ba 
प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु यदि उनसे पूछा जाय कि qü 
इतनी प्रचण्ड शक्ति विद्यमान है कि तुम ऐसा विकार 
कार्य कर सको £ तो वे कहते हैं ना मैया ना | मुझे 
इतनी शक्ति कहाँ जो मैं तिनका भी उठा q ! g 
कार्यके सम्पन्न होनेमें तो श्रीरामचन्द्रका प्रताप ही qa 
निमित्त होगा-- 

Wa प्रताप नाथ बल तोरे? 

अहा | कितनी उत्कृष्ट भावना है ! श्रीरामग्रतापं 
कितनी अविचल श्रद्धा है ! ; 

श्रीगुह्दराजने श्रीभरतके प्रत्यक्ष समराङ्गणमै अपनेक्े 
उपस्थित करनेका विचार किया, परंतु शत्रात्नसे gated 
ee पूर्व श्रीराधवेन्द्रका ही मङ्गलमय स्मरण करते दी 
र्‌ — 

aR राम मागेउ तुरत तरकस' धनुष सनाहु! 

श्रीनिषादराजके भक्त सुभटगण भी stara सुसजित 
होनेके पूर्व कितना सुंदर स्मरण करते हैं--- 

(सुमिरि राम पद पंकज पनहीं? 

विशेष--बीर SË धनुष, तरकस, s 
RRM, RY, भाले, वरछे और तल्त्रार आदि सरग 
युद्धोचित सामग्रियोंका daca किया एवं सग 
A अपने शरीरको सुसज्जित किया, परंतु के 
बेथा ¦ युद्धका एक प्रधान अख दिखायी नहीं पढ़ता 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या २] 


जिसके अमावमें शुके वे शुकः TO आते, woh 2 ७ ककन प्रचण्ड आघातसे अपनेको 
रखना असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य होता 

है | उस अख़का नाम है “च्म अर्थात्‌ 'ढाळ' | कुछ 
महानुभाव “एक कुसळ अति ओड़न्‌ खांडेःके 'ओडन' 
शब्दको Ie अर्थमें प्रयुक्त करते हैं | कुछ विद्वान्‌ 
समालोचक यह कह दिया करते हैं कि वे सुभटगण 
तढबारके आघातको अवरुद्ध करनेमें इतने समर्थ थे कि 
उन्हें ढाळकी आवश्यकता ही न थी | इसी प्रकार अनेक 
संतोंकी अनेकानेक विचारधाराएँ Š | मैं सबका 
सम्मान करता हूँ । परंतु मेरे परमपूज्य आदरणीय 
श्रीमहाराजजी कहा करते थे कि HEA इस 
परमाबर्‍्यक अखसे अपनेको सर्वप्रथम सुसज्जित किया 
था | इनकी ‘ae’ बड़ी विशाळ थी । जिस ढाळके 
उपर विश्वके बड़े-बड़े अखन टकराकर उसी भाँति निष्फळ 
सिद्ध होते हैँ, जिस भाँति पादपोन्मूलन शक्तिवाला 
बायुका वेग पर्वतोन्मूलनमें व्यर्थ सिद्ध होता है | वह 
ge थी श्रीराघवेन्द्र सरकारके चरणसरसिजोंकी 
मङ्गठमयी 'पनहीं? | कितनी सुन्दर ढाळ है | 'ढाळ'को 
भी “चर्म” कहते हैं । 'पनहीं? भी चर्मकी ही होती है | 
हाँ, तो Š कह रहा था कि यद्यपि श्रीनिषादराज 

एवं उनके बीर gue श्रीरामके अनन्य प्रेमी थे, परंतु 
बिचारना तो यह है कि श्रीमरतळाळके भावको उन्होंने 
कितना विपरीत समझा | जिन श्रीभरतके रोम-रोममें 
श्रीराम रम रहे थे, जिनका जीवन ही अपने श्रीरामके 
लिये था, जिन्हें अहर्निश अपने प्रेमास्पद श्रीरामकी 
ही याद रहती थी, जिन्होंने देवदुर्ळम अवधराज्यका 
परित्याग कर अपने श्रीराघवके लिये मुनिवेष धारण किया 
या, उन श्रीमरतके प्रति इनकी की गयी धारणा कितनी 
कुत्सित धारणा थी | यह भी ठीक है. कि निषादगण- 
निषादराज अपने श्रीरामके लिये प्राणोत्सर्ग करने- 

को उद्यत है; परंतु बिचारना तो यह है कि क्या 
श्रीमरत भी उनके प्राण लेनेकी धारणा करते हैं ! 


दे-- 


रामचरितमानसर्मे श्रीमरतजीकी अनन्त महिमा 


८०९ 


ध्यानसे मनन करें कि आज परिस्थिति श्रीमरतके कितनी 
प्रतिकूल Š | आज उनके प्रेमी हृदयको बनकी रह्ने- 
वाळी जाति भी कपटमय समझ रही है | परंतु श्रीमरत- 
के लिये तो श्रीनिषाद, श्रीरामके मङ्गलमय सखा हैं | 
सखाकी श्रेणी समानताकी है | अतएव श्रीमरतके 
हृदयमें तो इनके लिये महान्‌ आदर है | 


श्रीनिषादनाथने वीरोके सुसज्जित दलको देखकर 
समरवाद्य वादित करनेकी आज्ञा दे दी | वीरोमें उमङ्ग 
भी था । श्रीराम-कार्यके लिये बळिदान हो जानेका 
उत्साह भी था | श्रीनिषादनाथकी आज्ञा भी थी | परंतु 
युद्ध नहीं हुआ । सम्पूर्ण वीरसेना चित्र लिखी-सी खड़ी 
रह गयी । आगे बढ़ भी कैसे सकती थी £ इनः लोगोंने 
श्रीराधवेन्द्रके SATA मनोहर चरणोंमें ध्यान जो 
लगाया था । श्रीरामचन्द्रजी मयोदापुरुषोत्तम हैं। उनके 
स्मरणके पश्चात्‌ भी दो श्रीरामभक्तोंका पारस्परिक संग्राम 
कैसे हो सकता था: क्योंकि यह कार्य अमर्यादित 
होता । श्रीरामके प्रतापका स्मरण करके कोई श्रीराम- 
भक्त, श्रीरामप्राणप्रिय, श्रीरामप्रेमास्पद श्रीमरतलालके साथ 
विरोध-जैसा जघन्य कार्य करे भी कैसे सकता था? अतएव 
“जुझाऊ ढोल? सुवादित करनेकी आज्ञा देनेके साथ-साथ 
श्रीनिषादनाथको राकुनःविचारकर्ताओंकी शरण लेनी 
पड़ी | 
पुतना कइत छींक भइ बाँए । कहेड सगुनिअन्ह खेत Sara ॥ 

सगुन विचारकर्ताने छींकका फल बताया-- 
बूढ़ एकु कह सगुन बिचारी | भरतहि मिछिअ न होइहि रारी U 
रामहि भरतु मनान जाहीं। सगुन कह अस ang नाहीं ॥ 

एक aga शकुन विचारकर कडा कि भरतजीसे 
मिळाप होगा, उनसे Pied, युद्ध न होगा | श्रीमरत 
श्रीरामचन्द्रको मनाने जाते हैं | शकुन ऐसा कह रहा 
है, अर्थात्‌ हम अपने मनसे नहीं कहते, राकुन ही ऐसा 
बता रहा है कि श्रीमरतके मनमे विरोधभाव नहीं है । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८१० 


कल्याण 


[ माग ३, x 


= — — w nF 


` शाकुनफलश्रवणानन्तत भी परीक्षक गुहराजकी 
आशंका दूर न हुई । उन्होंने प्रेममय श्रीमरतलाळको 
निष्कपट न माना । वे परीक्षा लेनेकी भावनाका 
परित्याग न कर सके | उन्होंने अपने वीरोंको सम्बोधित 
करते हुए अपनी भावनाको व्यक्त किया--- 
Teg घाट भट समिटि सब छेउँ मरम मिलि जाइ | 
वूझि मित्र भरि मध्य गति तस तब ates आइ ॥ 
सबलोग सिमिठकर घाटको रोकनेका ठाट sat | मैं 
जाकर श्रीभरतसे मिळ्कर उनका भेद Š कि श्रीराधवेन्द्रके 
प्रति इनके मनमें विशोधभाव है या मित्रभाव है अथवा 
समानभाव है | श्रीनिषादने परीक्षण-सामग्रियोंका संकलन 
किया और विधिवत्‌ संकलन किया | उनकी परीक्षण- 
सामग्रियाँ थीं भेंट-सामग्री | उन्होंने तीन प्रकारकी मेटे 
एकत्रित कीं । ये dil प्रकारकी सामग्रियाँ भावपूर्ण 
सामग्रियाँ थीं और क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी द्योतिका थीं | पाठक सामग्रियोंपर ध्यान दे 
अस कहि भेंट सँजोवन छागे। कंद मूळ फळ खग सुग मागे ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
श्रीनिषादराज He साज सजाने टगे | arc, 
मूल, फळ, पक्षी और मृग मॅगाये और कहाँर मोटी 
तथा पुरानी पहिना मछलियोंके भार भर-भरकर छाये | 
विशेष--श्रीनिषादनाथ ge भी बड़े अच्छे राज- 
नीतिज्ञ थे | मित्र, शत्रु, मध्यगति-परीक्षणकी कितनी 
विचित्र युक्ति है ? भेंटसे राजाके प्रति अपने कर्चव्यका 
निर्वाह भी हुआ; "क्योंकि 'रिक्तपाणिन॑ ota राजानं 
भिषजं esp और उधर राजनीतिकी चाल भी चली गयी 
कि यदि श्रीरामके प्रति मित्रभावना होगी तो सत्तगुणी 
पदार्थ कंद-मूछ-फल खीकार करेंगे; क्योंकि सत्त्वगुणी 
प्रकृतिवाळे व्यक्ति कन्द-मूल-फल ही रुचिपूर्वक ग्रहण 
करते हैं | सम्भवतः मुनिसमूह कंद-मूलफल्से प्रेम 
इसीलिये करते हैं | यदि अरिमावना होगी तो रजोगुण 
. पदार्थ खग्ग खीकार करेंगे; क्योकि रजोगुणी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रकृतिवाले व्यक्तियोका खग-पूर्गकी ओर झुकाव खामाक्कि 
ही है | इसीळ्यि राजाओंके राजोचानमे खा | 
बहुलता रहती ë | यदि उदासीनता होगी तो तमोगुणी 
पदार्थ मीन-पीन-पाठीन पुराने खीकार करेंगे; = 
घोर तामसिकोंका आहार है “मीन पीन पाठीन पुराने ॥ 
सच्छात्रोंने मत्त्य-मांसको गर्हित बताया है | “rem 
सर्बमांसादः ।? अस्तु- 

श्रीनिषादनाथने मिळन-वस्तुआँको सजाकर' Peay 
लिये प्रस्थान किया तथा श्रीवसिष्ठको देखकर दूरसे है 
शिष्टाचारपूर्वक दण्ड-प्रणाम करके आशीेचन प्राप्त Q| 

आइये श्रीमरतलालकी अनुरागमयी भावनाकी एक 
झाँकी करें | 

श्रीवसिष्ठने श्रीमरतळाळको समझाकर कहा कि यह 
उपस्थित हुआ व्यक्ति श्रीरामसखा गुह ë | “maq 
इस शब्दको सुनते ही श्रीभरत पुलकित हो उठे। 
उन्होंने रथका परित्याग कर दिया और प्रेममें उमगते 
हुए निषादकी ओर चळ पड़े-- 
रामसखा सुनि S< त्यागा। चळे saf उमगत अचुरागा॥ 

श्रीनिषादको दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीमरतने 
उठाकर उनको हृदयसे लगा लिया, मानो sow 
मिल गये हों | हृदयमें प्रेम अँटता नहीं--- 

करत दुंडवत देखि तेहि भरत sire उर छाइ | 

Wig खन सन भेंट भइ म्रेसु न हृदय समाइ ॥ 

श्रीमरतलाळकी भावनासे भावित 'होकर भूतल्वी 
तो बात ही क्या अन्तरिक्ष भी आनन्दमय हो ग्या । 
देवगण श्रीनिषादके भाम्यकी सराहना करके पुष्प 
करने लगे-- 
धन्य घन्य इनि मंगल मूळा | सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूछा | | 

जनसमुदाय ईर्ष्यापूर्वक श्रीभरत-प्रीति-रीतिकी प्रशंसा 
कर रहा है-- ‘| 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहादि प्रेम कै रीती ॥ : 


संख्या ३] 


आपके अभाव और अधूरापन 


८११ 


श्रीमरतके निष्कपट प्रेमालिङ्गनको प्राप्तकर श्री- 
निषादराज प्रेममय हो गये । क्यों न होते ? प्रेमीका 
feat होता ही ऐसा है | तमी तो ग्रेमियोंसे मिलनेके 
, लिये प्रभु भी उतावळे रहते हैं । श्रीनिषाद श्रीमरत- 
मिलनसे at tas प्रेममय ही हुए थे, किंतु भरतकी 
अनुरागसानी वाणी सुनकर तो भूल गये अपने-आपको 
एवं संकलन की हुई परीक्षण-सामग्रियोंके अर्पित करने- 
की सुधिकौ--- 


रामसंखहि मिछि भरत सप्रेमा | पूँछी कुसळ सुमंगल खेमा ॥ 
देखि भरत कर सीछ सनेहू । भा निषाद तेंहि समय बिदेहू ॥ 


धन्य है श्रीमरतलालकी प्रेममयी वाणी एवं मावनाको 
तथा उनके सौशील्यको | जिसके कारण श्रीमरतको 
कपटी एवं कुटिल समझकर परीक्षा लेनेकी भावनासे 
आये हुए निषाद भी श्रीमरतलालकी शील, स्नेह और 
त्यागमयी त्रिवेणीमें डूब गये | 


आपके अभाव ओर अधूरापन 
( छेखक-प्रो० भरीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Te ) 


“प्रायेण सामग्रथविधी शुणानां 
पराङमुखी विश्वख्जः प्रवृत्ति: ॥ 
अर्थात्‌ “त्रह्माजीका खमाव सब गुर्णाको एक ही 
स्थानमें एकत्र करनेके विरुद्ध है--वे कहीं कुछ रचते 
हैं तो कहीं कुछ | 
आपके जीवनमें अतृप्ति, अमाव एवं असंतोष उत्पन्न 
होनेका एक कारण यह है कि आप अपनी स्थिति और 
जीवनको, अपने गुण या अभार्वोको दूसरोंसे विशेषतः 
अपनेसे अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं 
अधिक योग्यतावार्लोसे तथा हैसियतमें उच्च पद qaqata 
तुलना करते हैं | 

आप दूसरोके समान उच्च स्थिति, सुन्दर वस्तुएँ और 
नाना समृद्धियाँ तो ले नहीं पाते, उलटे अपनेको तुच्छ, 
िर्बेछ, दीन-हील समझने लगते Š । अपनी अपेक्षा 
उच्च स्थिति, बड़े ओहदे और समृद्धिवालांसे तुलना करनेपर 
हममें ईर्ष्याभाव उत्पन्न होता है | हम उनकी सुन्दर 
बस्तुएँ, उन्नत स्थिति और जीवनकी सुविधाएँ देखकर 

ई्याकी अभिमे निरन्तर दग्ध होते रहते Ë | 
आपका मन चुपचाप आपसे कहा करता है, “हाय ! 
हम न हुए बड़े-बड़े मकानोंके मालिक ! जमीर्नो; 
जायदादोंके अधिपति, मोटरकार और रेडियोके खामी | 


हे परमेश्वर ! इस दुनियामें एक-से-एक बड़ा आदमी 
पडा है, किंतु क्या हमारे भाग्यमें यही गरीबी, यही बेबसी 
और अमाव लिखा है | हमारा यह पड़ोसी मजेमें रोज 
मेवा-मिष्ठान उडाता है, फेके ढेर ठगे रहते हैं; 
इसके यहाँ एक-से-एक उत्तम ae और फैशनेबल वस्तुएँ 
हैं और इसकी पत्नी कितनी सुन्दर है । हमारे भाग्यमें 
RES नारी ही ळिखी है | हमारे पास ठीक तरह लजा 
ढकनेतकको TR नहीं हैं, दूसरा दर्जनों कपड़ोंको Sasu 
सडा गला रहा है; उफ्‌ हमारी कैसी विषम स्थिति है। 
हमारे पड़ोसीके दो पुत्र हैं, उधर हमारे तीन-तीन पुत्रियाँ 
हैं और सो भी निम्न मानसिक गुणांवाली | हमारे चारों 
ओर वैभवका अमित भण्डार विखरा दीखता है, किंतु 
हमारे भाग्यमें टूठा. मकान और रूखी-सूखी रोट्यि ही 
बदी हैं | काश | हम भी ऐसे ही ऊँचे पद, ऐसे ही 
aden स्वामी, ऐसे ही स्वस्थ, सर्वयुणसम्पन्न, 
अमीर, प्रतिष्ठित और वैभवशाली होते ।? 

आपके इन उद्वारोमें Sal बोळ रही है | सावधान ! 
आप अपनी निम्न स्थितिको--जो आपके वशकी बात नहीं 
ë दूसरांकी अच्छी स्थितिसे मिलाकर द्वीनत्वकी 
भावनाका अनुभव कर रहे हैं | सम्भव है, उनकी 
समृद्धिका कोई ऐसा गुप्त कारण हो, जो आपके वराकी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८१२ 


कल्याण 


——.Y. 


i [ भाग ३, 


बात नहीं है | अनेक गुप्त कारणोंसे चढी आती. इर सुख और सुविधाओंसे पूर्ण रहें । हम संगीतज्ञके मु 


उस समुन्नत स्थितिसे तुळनामें आप अपनेको साधारण पाकर 
दुखी हो रहे हैं | तुलना करनेमें आप उनकी केवल 
अच्छाई-ही-अच्छाईको तथा अपने जीवनकी बुराईही- 
बुराईको देख रहे हैं | आपका निर्णय एकपक्षीय है | 
अमाव, बुराइयाँ और निर्बळताएँ किसमें नहीं होतीं ! 
कौन हर दृष्टिसे पूर्ण है £ ये कमजोरियोँ मनुष्यमात्रमे 
सर्वत्र Š | किसीमें शारीरिक, किसीमें नैतिक तो 
किसीमें मानसिक या बौद्धिक निर्बल्ताएँ हैं | आपने 
. अपनी अच्छाइयों, उत्तमताओं और गुणोंको छोड़ अपने 
बिषयमे तुच्छ तथा उसके मुकाबलेमें qata साधारण-से 
गुर्णोको बढ़ा-चढ़ाकर देख लिया है | 
दूसरेका धन आपको बढ़-चढ़कर दीखता है तो अपनी 
गरीबीमें अभाव-ही-अभाव नजर आता है । दूसरेके ali 
भी आपको अशर्फिपाँ दीखती हैं, तो अपने रुपयोंमें 
मी पाइयाँ ही इष्टिगोचर होती हैं । 
दूसरेके साधारण eT भी आपको पहलवान 
दीखता है | दूसरेके बच्चे आपको बढ, पराक्रम और 
शक्तिसे भरेयूरे नजर आते हैं तो अपने कुशाप्रबुद्धि 
बच्चे मन्दबुद्धि दीखते हैं | उनमें कोई बुद्धि, 
सौन्दर्य अथवा विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती | 
दूसरेकी साधारण-सी पत्नीमें आप उच्चकोटिका सौन्दर्य, 
नवीनता, अपूर्व आकर्षण देखकर मुग्ध हो उठते है, 
तो अपनी शीठशुणसम्पन, सती-साध्वी धर्मपतीमे 


फदड़पन, अशिक्षा और मूर्खता देखते Ë | उसके 


द्वारा बनाया हुआ भोजन, सफाई, शिष्टाचार, बोळ्चालमें 
आपको कोई विशेषता इष्टिगोचर नहीं होती | 

अपना पेशा आपको सबसे बुरा, नीरस और 
श्रमसाध्य प्रतीत होता है; किंतु दूसरोंके कठोर पेशे भी 
बहुत अच्छे, आमदनीसे परिपूर्ण और आरामदायक 
लगते हैं | इम चाहते हैं कि दूसरों-जैसे इम भी 


संगीतपर विसुग्ध हो उठते हैं और खयं चाहते हैस 
ही गाया करे, जब कि उनके द्वारा उठाये ayy, 
और बलिदानका हमनें कोई ज्ञान नहीं होता । . 

संक्षेपमें यों कहें कि दूसरा व्यक्ति, उसका जीवन, 
परिवार, साधन, GRA, बाल-बच्चे आदि समी हो 
आकर्षक प्रतीत होते हैं उसका जीवन हमें बाहरे 
सर्वगुणविभूषित, सर्वाङ्ग-सुन्दर प्रतीत होता है जब कि 
हमें अपना सब कुछ अति साधारण, तुच्छ और बेकारस 
प्रतीत होता है | वास्तवमें ऐसा नहीं है | अपने विषमो, 
अपने परिवारके प्रति आप कितना बड़ा अत्याचार का 
रहे है-यह आप नहीं जानते। 

हम दूसरोंके जीवनके बाह्य पहळमात्रको ही देखते 
Ë | हमारा निर्णय एकपक्षीय होता है | हम केवढ 
ऊपरी निगाहसे कुछ Taint देखकर दूसरोंके विष 
बहुत ऊँची-ऊँची भ्रमात्मक कल्पनाएँ करने लगते हैं | हमारी 
आँखें दूसरांकी खूबियॉमें मस्त हो जाती Š | हमारी 
नुटि यह है कि हमारी बृत्ति बहिमुंखी है | हम अपने 
जीवन और साधनोंको दूसरोके मापदण्डोसे नापते और 
दुखी होते रहते हैं | अभाव और ई्ष्पाकी अभियोंमे 
निरन्तर दग्ध होते रहते हैं | 

तुलनात्मक दृष्टिसे उत्पन्न होनेवाले दुःख तया 
चिन्तासे मुक्त होनेका एक उपाय धुराने शा़्कारोंने |, 
इस प्रकार बतलाया है--- ee 

'प्रायेण सामग्रथविधी गुणानां 

पराङ्मुखी विइचसूजः प्रबृत्ति: |! 

अर्थात्‌ '्रझाजीका खभाव सब गुणोंको एक ही 
स्थानम एकत्र करनेके विरुद्ध है वे कहीं कुछ रचते 
हैं तो कहीं कुछ |? उवा 

` वास्तवमें हर दृष्टिसे पूर्ण संसारं कोई मी नही है । 

पशु-पक्षी, 'कीट-पतंग, मनुष्य सभीमे एक सुन्दरता य़ा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


den ३ ] 


आपके अभाव और अधूरापन 


८१३ 


MMR 


गुण है, तो कई अवगुण भी हैं | मोर कितना सुन्दर 
पक्षी है | उसके सुन्दर रंगोंको देखकर मन अनायास 
ही प्रसन हो उठता है, किंतु तनिक उसके पाँच देखिये 
कितने गंदे और कुरूप होते हैं ,। मुर्गेके सिरकी 


कढँगी कितनी रंगीन और शानदार प्रतीत होती है, 


पर कैसा श्रृणित है उसका भोजन | वह अभक्ष्य पदार्थ 
खाता है | वारहसिंगेके सींग कितने अच्छे माळूम होते 
हैं, पर वह कैसा दुर्बळ होता है | सिंहका चर्म खुबसूरत, 


धारिया मुलायम देखने योग्य होती हैं, पर उसका: 
खूँखारपन हिंसक दुषप्पवृत्ति भयावह है | हाथीकी चाळ : 


शानदार है, पर उसका आलस्य निन्दनीय Ë | निष्कर्ष 
यह कि संसारके हर जानवरमें ( और इसी प्रकार 
प्रत्येक मनुष्यमें भी ) कोई-न-कोई अभाव है | एक 
अच्छाई है तो दो बुराइयाँ मी हैं पर्णरूपसे सुन्दर और 
उपयोगी कोई नहीं है । परंतु इन अभावोके वावजूद 
अपने विशिष्ट गुणके कारण सब पशु-पक्षी प्रसन रहते हैं 
और अपने गुणप्रदर्शनसे दूसरोंके नैराश्यको दूर करते 
हैं | खेलते-कूदते, मधुर संगीतका उच्चारण करते और 
मस्त रहत है | 

मानव-जगतमें भी प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी 
अभावसे पूर्ण है । किसीके पास खस्थ शरीर है तो 


सौन्दर्य नहीं है | सौन्दर्य है तो शक्ति नहीं है । 


शक्ति है तो चरित्र नहीं है । चरित्र है तो खाने- 
पीनेके लिये पैस नहीं है । सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च 
पद नहीं है | कोई TRA खस्थ है तो अनेक 
पारिवारिक अड्चनोंमें gat हुआ है | किसीको बच्चों- 
की शिक्षा, विवाह आदिकी चिन्ता है तो किसीके 
बाल-बच्चे हैं ही नहीं । किसीको सौ-सौ बीमारियाँ 
खी हुई Ë | कोई समाजमें निम्न वर्णमें पड़ा qanta 
र्या कर रहा है | कोई नौकरीके 
तो किसीका व्यापार नहीं चल रहा है | किसीतें अच्छी 


स्थिति होते हुए भी बचत नहीं है, समृद्धि नहीं दै ।: 


परेशान है. 


कोई मादक द्रव्येके मादक संसारमें सुखके लिये भटक 
रहा है | जितने मनुष्य हैं, उतने ही उनके अभाव 
हैं: | प्रत्येक व्यक्तिमें कहीं-न-कहीं अधूरापन है | 
अपूणता है | कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, 

सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक या 
आध्यात्मिक समी दृ्ट्योसे सर्वणुणसम्पन्न हो, चिन्तामुक्त 
हो, सर्वोत्तम खितिमें हो या हमेशा प्रतिष्ठित रहा हो | 


जीवनका पथ समतळ भूमि नहीं है | कहीं उसमें 


` सपाट भूमि है तो कहीं कंकड़-पत्थर, काँटे बिखरे 


इए हैं; कहीं gue युक्त सुन्दर सुगन्धित हरे-भरे 
वृक्ष हैं तो कहीं काँटोसे भरे बीहड़ जंगल भी हैं | 
कहीं कथ्निइयोंके दुर्वह पर्वत हैं तो कहीं: ge 
सुविधा-प्रतिष्ठाके सुन्दर रमणीक दृश्य भी हैं | 


अपने अभावांको ही देखते रहना और अपनी 


` दुर्दशापर रोना-कल्पना, गिरी हुई स्थितिपर कुढ़ना, 


दोष देना अपनी उन्नतिमें बाधा उपस्थित करना है | 
अपनी दुबंल्ता देखनेसे दुर्बलता और दोर्षोकी ही वृद्धि 
होती है | अभाव, दुःख, कमजोरी, गरीबीके कुविचारोसे 
वैसी ही दुःखदायक विषम स्थिति उत्पन्न होती है U 
अपता सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप---आत्मरूप--ही 
देखना न्याय है | 

इश्वरको धन्यबाद दीजिये कि आपके पास खास्थ्य- 
है, शक्ति है, सामर्थ्य है, रूप और गुण है । निश्चय ' 
जानिये, आपकी योग्यताएँ बहुत हैं ! केवळ उनपर 
आलस्य, कुविचार और अज्ञानका गहरा पर्दा पड़ा 
हुआ है | आपको Sa उठकर सद्विचार, 
सद्ग्रन्याबळेकन, शुभचिन्तन और दृढ़ संकल्पद्वारा 
अपनी गुप्त शक्तियोंको पहचानना है, विकसित करना 
है | आप अपने सद्गुणो, सत्मवृत्तियोंको देखिये | 
और उसी दिशामें अपना विकास कीजिये । 


अधूरापन, अभाव तथा अशान्ति दूर करनेके लिये 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८१४ 


आप अपनेसे नीचेवालोंकी स्थितिसे अपनी तुंलना 
कीजिये | उनसे तुलना करनेपर आपको अपनी 
शक्तियों, सुविधाओं और अच्छाइयोंका ज्ञान हो सकता 
Š | आपके माग्यमें उच्चतम शक्तियाँ आयी हैं | इनके 
लिये परमपिता परमेश्वरको धन्यवाद देते हुए आगे 
बढ़ने, विकसित होनेके लिये निरन्तर संघर्ष कीजिये । 


कल्याण 


[ भाग ३५ 
बड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दोघंसूचता | 


अर्थात्‌ “उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको निद्रा, त्र 
भय, क्रोध, आल्स्य और दीर्घसूत्रता--इन छः ty 


त्याग कर देना चाहिये |? 


— ENS 
हिंद-संस्कृति ओर समाजके आचार 
( छेखक--ठा० गरीसुदशंनसिंहजी ) 

[ एखंप्रकाश्षितसे आगे ] 


आहार 

आहार-शुद्धिपर हिंदू-समाजने बहुत अधिक ध्यान दिया 
है । आहारमें खल्प-दोषः संसर्ग-दोष और माव-दोष-_ 
ये तीन प्रकारके दोष मामे गये Š | इन तीनों दोषोंसे रहित 
आहार ही आह्य है | आहार दते ही सत्वशुद्ि होती Š 
और सत्व-शुद्धिसे अन्त्मुखता प्रास होती दै, अतएव 
अन्तमुंखता जिस समाजका लक्ष्य है? उसका पूरा ध्यान आहार- 

Dak हो; यह स्वाभाविक है | 
आहार सात्त्विक होना चाहिये | कन्द-मूल-फळ और 
qe तथा मधु-ये पूर्ण सात्विक आहार हैं | अन्न राजस 
आहार दै और मांसादि तामस | समष्टिरूपसे यह भेद होनेपर 
फिर इनमेंसे प्रत्येकमें भी सात्त्विक, राजस; तामस-मेद होते 
Š । आदि युगमें मनुष्यका आहार पूर्ण सात्त्विक था । द्वापरके 
अन्ततक राजस और तामसमेंसे भी उनका सात्त्विक भाग ही 
अहण किया जाता था | जैसे अन्नमें गेहूँ आदि सात्विक हैं, 
परंतु बासी, कडु अत्युष्ण आदि होनेपर वे तामस या राजस 
हो जाते हैं | आदर्श तो यह'है कि सात्त्विक आहारपर ही 
रहा जाय; परंतु यदि ऐसा न हो सके तो राजसके भी सास्विक- 
रूपसे ही काम चलाना चाहिये | अन्न, फल प्रश्ति मी गंदे 


स्थानों और गंदे जलसे उत्पन्न हों तो उन्हे शाख्नने त्याज्य 


बतलाया Š | आज डाक्टर स्वीकार करते हैं कि गंदे नालेके है 


जळसे सांचे दृक्षोके फल तथा शाक और गंदी खादसे 
उत्पन्न अन्न अनेक बीमारियोंके कारण होते हैं | इतनेपर मी 
आज वैज्ञानिक खादोंकी प्रशंसा होती है | गंदगीको खादके 
. उपयोगर्मे ठेनेकी योजनाएँ बनती हैं | उस गंदगीसे उत्पन्न 


अन्नादिका भोजन करके मनुष्य चाहता है कि वह खस्थ रहे। 
उसका मन पवित्र रहे | देखकर भी वह नहीं देखता कि 
अन्न, फल, शाकमें वे तत्व आये बिना रह नहीं सकते, जो 
उस भूमिमें हैं; जिसमें बह अन्न उत्पन्न हुआ है | आयुर्वेदके 
विद्वान्‌ जानते हैं कि अयुक्त स्थलूपर उत्पन्न ओषधि गुणहीन 
होती है और कभी-कभी विपरीत परिणाम भी प्रकट 
कर देती है | 

कनेरके श्वेत फूलाँको डंठलसहित तोड़ लीजिये | उनके 
डंठळको ऐसे पात्रमें sat दीजिये, जिसमें लाल या नीला रंग 
wed मिला हो । कुछ घंटोंमें पुष्पोंपर ae रंग स्पष्ट दीखने 
लगेगा | यह बात सिद्ध करती है कि भूमिके सब तत्व अन्नम 
बदल नहीं जाते | कुछ उसमें पहुँचते ही Š | आजकढ़ 
लोग मधुमक्खियाँ पालते हैं| आसपास शीरेके पीपे रख 
देते हैं | मक्खियाँ वह शीरा ले जाकर wat भर देती हैं। 
जेसे इस प्रकारके छत्तेका मधु शद्ध मधु'नहीं हे और इसील्मि | 
वैद्यक ग्रन्धोंमें नगरोमें लगा तथा जहाँ इळूवाइयोंकी दूकानें हं 
वहां लगा मधु गुणकारी नहीं कहा गया है, Fe ही कृत्रिम तथा 
गंदी Gale उत्पन्न फल तथा अन्न भी शुद्ध नहीं हैं। बे 
शारीरिक रोग और मानसिक विकृति उत्पन्न करते Š | 


आहाररमें दूसरा दोष संसर्गज होता Š | यह तीन प्रकारका 
सजातीय) विजातीय, और स्वगत | एक पदार्थ अमुक | 
समयके पश्चात्‌ दूषित हो जायगा यह अमुक aqa लेने | 
हानि करेगा, उसका स्वगत विकार है | अमुक पात्रमें बते. | 
या रखनेसे; अमुक पदार्थके साथ अमुकके मेलसे) अमुर्क | 
पदार्थ अमुकके पास रखनेसे हानिकर हो जायगा, ६ | ; 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ३] 


हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 


८१८ 


2211 


सजातीय भेद है । अमुक व्यक्ति या भोज्य पदाथोसे मिन 
बस्तुके Gale जो विकार आते हैं, वे विजातीय विकार हैं। 
आज डाक्टर कीटाणु-विज्ञानको लेकर स्वच्छतापर अत्यन्त 
बल देते हैं | बात-ातमें गर्म पानी और साबुनसे हाथ धोना 
उन्हें आवश्यक प्रतीत होता है; परंतु भारतीयके बार-बार 
हाथ घोनेक्रा Stee किया जाता है | कीयणु तो समझमें 
आते हैं और खच्छता आवश्यक जान पड़ती है; परंतु प्रत्येक 
पदार्थ एवं व्यक्तिसे निरन्तर परमाणु निकलते हैं एवं समीपस्थ 
तथा संसर्गमें आनेवाली वस्तुओंमें प्रवेश करते हैं; यह बात 
स्मरण नहीं होती । इन परमाणुओंमें उस पदार्थ या व्यक्तिके 
दरीरगत एवं विचारगत सत्र गुण-दोष होते हैं; यह बात 
समझमें आ जाय तो हिंदूकी पवित्रता तथा स्पृश्यता- 
अस्पृश्यताका रहस्य समझनेमें कठिनाई नहीं होगी | 
भोज्य-पदार्थमे एक दोष भावका होता Ç सश्र जानते हैं कि 
यदि भोजनके समय भोजनके प्रति रुचि न होकर घृणा हो 
जाय तो उसका पाचन ठीक नहीं होता । यह बात अपने- 
तक ही सीमित नहीं है । दूसरेकी भावना भी यदि हमारा 
भोजन देखकर खराब होगी तो भोजन हमें अनुकूल फल 
नहीं देगा । उससे हानि हो सकती है । अतएव भोजन 
एकान्तम करनेका विधान है और ऐसे पदार्थ त्याज्य माने 
गये हैं जो अपनी आकृति आदिके कारण कोई अयुक्त भाव 
उत्पन्न करते हैं | 
आहारमें एक बात और भी परम आवश्यक मानी गयी 
है, वह है द्वव्य-शुद्धि | अन्यायोपाजित द्वव्यसे प्राप्त किया 
हुआ आहार मन और बुद्धिको बिगाड़ता तथा इत्तिको सवथा 
बहिमुंख कर देता | 
जहाँतक भोजनोंकी विविधताका प्रभ है षड्रस एवं 
चतुर्विध भोजन ( चब्ये चोष्य, Sup पेय) मेंसे प्रत्येकर्मे अनेक 
प्रकार प्रचलित थे | छप्पन प्रकारके व्यंजन तो इस देशम 
प्रसिद्ध ही हैं; परंतु हिंदू-समाजमें यह सब विस्तार जिह्वाको 
तृप्तिके लिये विहित नहीं है । वानप्रस्थ तो वन्य कन्द, मूल 
तथा मुन्यन्नोपर निर्वाह करे, ऐसी आज्ञा है | संन्यासी जहाँतक 
हो सके वानप्रस्थके यहाँसे भिक्षा करे और ग्रहस्थके यहाँसे 
भिक्षा लेना हो तो सत्रके भोजन कर चुकनेपर तीसरे naqa 
्रारम्ममें मिक्षाटन करने जाय | ब्रह्मचारी कच्चे अन्नको 
Prat ठे और उसे गुरुदेवके सम्मुख रख दे | गुरु जो उसके 
लिये उपयुक्त समझकर उसे दें) उससे GUAT कर ले | 
तीन आश्रम तो ये तपस्याके आश्रम हुए और ब्राह्मण 


गृहस्थ वनवासी थे ही | Teh लिये कहा गया है कि यदि 
यह केवळ अपने लिये भोजन बनाता है तो पाप खाता है | 
अतिथिके लिये; आराध्यको निवेदित करनेके लिये वह विविध 
व्यंजन प्रस्तुत करता है | बलिवेश्वदेव करके अतिथि; ब्राह्मण? 
सेवकादिको देकर जो बचे, वह यशशेष है | वही उसका 
भाग है | जिद्वाकी तृप्तिकों उसमें अवकाश नहीं | 


खागत-सत्कार 

शिष्टाचारकी बात तो प्रथक्‌ ही वर्णन करनेयोग्य है; 
परंतु खागत-सक्कारमै और भी बहुत-सी बातें हैं | दिंदू- 
समाजमें अतिथि तो आराध्यका रूप है | उससे जाति, कुछ, 
उद्देश्य पूछनेकी आज्ञा नहीं | घरपर अतिथि आवे तो 
TEM सौभाग्य | उसे मानना चाहिये कि खयं उसके 
आराध्य पघारे हैं। इसी दृष्टिसे सत्र सेवा-सत्कार उसे करना 
चाहिये | हिंदू-समाजमे सुगन्धित अर्घ्य देने और, चरण 
घुलवाने या घोनेकी अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, खास्थ्यप्रद प्रथा 
थी । दुर्माग्यसे अध्येका लोप हो गय! | 

अतिथिके समान ही ब्राह्मण भी पूज्य होते हैं | द्वापरतक 
कहीं किसीके घरमें जानेके लिये ब्राह्मणको पूछना नहों पड़ता 
था | राजाके अन्तःपुरसे झोपडीतक कोई ब्राह्मण चाहे जब 
अबाघ जा सकता था | 

किसी अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति या राजाके निकलनेपरः 
उत्सवेकि समय घरोंके ऊपरसे' पुष्प, लाजा ( घानकी खीळे ) 
बालिकाऐ और feat डालती थां | दारोपर मङ्गल कलश 
और प्रदीप सजाये जाते थे । दूर्वा, अक्षत, केसर तथा दधिके 
द्वारा एक दूसरेका अभिषेक करते थे । मार्गपर TS 
( पावडे ) बिछाये जाते थेः उस सम्मान्य जनके आनेके fe | 

हाथी, घोड़े ये भारतीय खागत-सत्कारमे भाग लेते | 
वृषभ और गोमाता सदासे हिंदुओंकी पूज्य हैं और नाना 
प्रकारके भेरी, नफीरीः वंशी आदि वाद्य स्वागतसमारोहमें 
प्रयुक्त होनेपर भी हमारा महुळ-वाद्य ag ही है । शक हिंदू- 
समाज और हिंदुस्थानका राष्ट्रिय वाद्य है। वह मज्ञलवाद्य 
एवं युद्धवाद्य भी दै । 

मनोरञ्जन 

किसी मी जातिकी आन्तरिक प्रश्रत्ति उसके मनोरञ्जनके 

साधनोंमें स्पष्ट होती. है । दिंदू-समाजके मनोरश्जनके 


साघनोंमें एक ओर्‌ ललित कलाएं. š | उन चौसठ कलाओ- . 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


` 


13881, 


[ भाग ३, 


८१६ 
RS: 


मेंसे अब बहुतोंका छोप हो गया है। कुछके अपूर्णाशको 
लेकर ही आजके “महान्‌ कलाकार धन्य हो जाते Š | इनमें 
काव्य, चित्र, नृत्य, गान; वाद्य प्रभति सभी कला Š | 
प्राचीन समयमें ये सब कलाएँ. आदरकी दृष्टिसे देखी जाती 
fll इन सबमें मनुष्यको अन्तर्मुख करनेकी प्रेरणा ही 
कलाकी सार्थकता मानी जाती थी | इनके अतिरिक्त अनेक 
साधन मनोरञ्जनके थे, जो अपने वणेधर्मकी झिक्षामें सहायता 
देते थे | आजका प्रसिद्ध बौद्धिक खेल शतरंज पुराने 
esa? क्रीड़ाका ही एक सरळ रूप है | प्राचीन Wala 
इस क्रीड़ाका जो वर्णन है; वह आज समझना भी कठिन Š | 


कन्दुक-क्रीडा-गेंद खेलना, यह खेळ पहले बच्चों और 
स्त्रियोंके योग्य ही माना जाता था | इसमें जितना साधारण 
शारीरिक एवं बौद्धिक अम होता दै, वह शिक्षुओं या 
नारियोंके लिये तो ठीक दै, पर शक्तिशाली पुरुषका व्यायाम 
उससे होता नहीं | आजकलके कोमलकाय, हीनशक्ति पुरुषों- 
की बात में नहीं कहता |,हिंदू-समाजका जो पुरुष खुली भूमि- 
पर केहरीको खाली हाथों मछयुद्धके लिये ललकार सकता था; 
उसकी क्रीड़ा मल्लयुद्ध या तेना या आखेट ही हो 
सकती थी | राजकुमार घोडाँपरसे एक प्रकारकी कन्दुक- 
क्रीडा करते थे | उसका जो वर्णन है, उससे जान पड़ता दै 
कि वह वर्तमान “पोलो? से मिळता-जुळता कोई खेल होगा | 


मनोरक्षनकी दूसरी विधि" होती है समाजके सामूहिक 
समारोह | हिंदू-समाज इस सम्बन्धमै आज भी विश्वमें सबसे 
आगे है | यहाँ “सात वार नौ त्योहार? प्रसिद्ध कहावत Š | 
इन सब Tal तथा उत्सवोंमे पूजा, पाठ, जप) देवयात्राहीका 
विधान होता दै | जीवनका प्रत्येक अंश यदि अन्तर्मुख होनेके 
प्रयक्षसे सार्थक न हो; तो संस्कृतिका उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा | 

` हिंदू-संस्कृतिने.कभी शरीरको महत्त्व नहीं दि 
कमी मृत्युको जीवनसे अधिक महत्वशाली के 
हमारे यहां शरीरका मोह त्याज्य है, हेय Š | अतएव हमारे 
Seah प्रथाओंमें ऐसा कोई भाव नही, जिससे शरीर या 
मृत्युको महत्ता मिळे | जो असुर शरीरको महत्त्व देनेवाले थे, 
वे हमारे Rett तिरस्कृत हुए। इसीलिये हमारे यहाँ 


आत्मकथा; अनुपयोगी जीवनियाँ Soe 
आत्मकथा, अनुपयोगी जीवनियाँ, अमिनन्दनअन्य छिखने- 


लिखानेकी परिपाटी कभी नहीं थी सूत पुरुषोंकी न Q 
समौधियाँ बनायी जाती थी, न स्मारक | मरण-तिथि सर्मोधियोँ बनायी जाती थी न सारक । मरण-तिथि मनाना 
— 


raat जीवनपर महत्त्व देना है | हिंदू-समाजने जयन 
_ मृत्युको जीवनपर महत्त देना Š । हिंदू-समाजने जयन, 
जन्मतिथि तथा विजय-दिवस मनाना श्रेयस्कर माना है। 


पाश्चात्त्य संस्कृति शरीरको महत्त्व देती Š | अतः 
वहाँ बहुत बड़ी Teg है | शरीरको सुरक्षित रखनेकी a 
daa, समाधि आदि बनवाती है और आगे फिर sa 
ततिति प्रेरित स्मारक बनते हैं आत्मकथा या जीवनी इस 
बृत्तिका दूसरा रूप है | इसी प्रकार अभिनन्दन-अन्थ तथ 
अनेक प्रणालियाँ पाश्चात्य देशोंकी अब भारतीय wm 
खीकार करता जा रहा है । भगवान्‌ बुद्धके समयमै है 
समाधि बनने लगी थी | हिंदू-समाजपर यह आक्षेप भी किया 
' जाता है कि हम महान्‌ व्यक्तियोंका उपयुक्त आदर करना 
नहीं जानते और इतिहास नहीं रखते | प्रश्न तो यह है कि 
कोई व्यक्ति चाहे जितना महान्‌ हो, उसके प्रति सच्चा आदर 
क्या है १ उसके जीवनबृत्तकों गाना, उसकी मूर्तियाँ स्थापित 
करना या उसने जिस सत्य; मङ्गल-तत््वका साक्षात्कार कियाहे, 
उसे अपना लेना १ लेनिनका शरीर रूसमें सुरक्षित है; पर 
उसके सिद्धान्त ! भारतमें महात्मा गान्धीजीके प्रति आदर | 
बहुत किया जाता हैः पर उनके अनुयायी कितना उनके 
आदर्शका पालन कर रहे हैं Ë 


हिंदु-समाजकी मान्यता है कि शरीर नश्वर है । उसका 
स्मरण कोई अर्थ नहीं रखता | ध्यान एवं चिन्तनयोग्य तो 
भगवानके नित्य दिव्य शरीर और उनके अवतार-चरित 
हैं। भगवानके भक्तोंका ध्यान तथा उनके चरित भी हृदयको 
पावन करते Š | इनके अतिरिक्त व्यक्ति अपने या दूस 
शरीरको महत्ता दे, यह वृत्ति बहिर्मुखताकों उत्तेजित करती 
Š | महान्‌ व्यक्ति कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ जन्मे, 
यह सब तो उनके नरवर शरीरको महत्ता देना है | अवश्य 
दी उनके जीवनमें जो घटना इमारे लिये कल्याणप्रद हो) 
शिक्षा देती हो, वह सुरक्षित रखनी चाहिये | उन महापुरुषाने 
जिस तथ्यको समाजके लिये अर्पित किया है, बही उनका 
शाश्वत शरीर है। वही आदरणीय है । हिदू समाज चाहे 
वाणम) बररुचि, वाराइमिहिर, कालिदास) पतञ्जलि 
कणाद; गोतम आदिके शारीरिक जीवनको न जाने, परंतु 
ess Sete @ | उनके मक्कलप्रयत्नोंकी जिन 


कालके 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या २] 


सम्भव हैं क्या १ शरीर नाशवान्‌ हे तो उसके स्मारक 
नाशवान्‌ न होंगे १ फिर शरीरको महत्ता दी क्‍यों जाय ! 
आज यदि शेक्सपियरके नाटक गुप्त हो st १ उसका एक 
चित्र या जूता रहा तो और न्‌ रहा तो । चाहे जितने 
उपाय हों वह एक दिन तो नष्ट होगा ही । अमृतपुत्र 
मानव नश्वर पदार्थोकों महत्त्व दे, यह ज्ञानका लक्षण नहीं 
Š | एक महापुरुष; जो “शरीर? और cm की सीमाको 
OAR अमृतराज्यमे प्रवेश कर चुका है, उसके शरीर और 
“नाम? की पूजा तो एक प्रकारसे उसके ज्ञानखरूपका 
` तिरस्कार ही है । 

आज प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहासका इस प्रकार निर्माण 
करना चाहता दै» जिसमें देशकी भावी संतति राष्ट्रके माने हुए 
उद्देश्योंकी ओर अग्नसर दो सके | घटनाओं तथा व्यक्तियोंकी 
अपेक्षा उद्देश्य अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह ऐतिहारिक विद्वान्‌ 
अब मानने लगे हैं । हिंदू-समाजका उद्देश्य वर्तमान पाश्चास्य- 
विचारधारासे सर्वथा भिन्न दै, यह दूसरी बात--परंतु 
अनादिकाळसे अपने उद्देश्यके अनुरूप हमने अपने इतिहास- 
का संकलन किया है | हम जिसे व्यर्थ मानते हैं, वही 
दूसरेके लिये ग्राह्म हो तो बात भिन्न हो जाती Š | आजकी 
शिक्षा ही प्राचीन शिक्षासे मिन्न Š | 


हिंदू समाजकी शिक्षा-पद्धति 


बालकोंकी शिक्षा उसी प्रकार होनी चाहिये, जिस प्रकार 


वे समाजमें आदर्श व्यक्ति बन सकें । समाजका आदर्श जैसा 
होगा, शिक्षाका आदर्श भी वेसा ही बनेगा | आजका समाज 
मोगप्रधान है । आजका आदर्श पुरुष है पर्याप्त धनी, 
बड़ा विद्वान) महान्‌ वक्ता या लेखक अथवा वैज्ञानिक | 
मनुष्यने अर्थको प्रधानता दे दी है और अर्थको पानेके लिये 
बौद्धिक विकास उसका आदरणीय है | आजके समाजमें 
आचरणका महत्व ही नहीं है । समाजके अग्रगण्योंके 
व्यक्तिगत आचार अनेक बार सामान्य जनके लिये 
आश्चर्यजनक होते हैं | वरं यहाँतक कहा जाता है कि 
किसीका “सामाजिक जीवन? देखना चाहिये | «व्यक्तिगत 
जीवन? चाहे केसा ही हो ! मनुष्यकी इस आचारहीनताको 
वे सोचतक नहीं सकते | फलतः आजकी Bra व्यक्तिके 
आचरणकी कोई महत्ता नहीं है | शिक्षाका अथ है अर्थापार्जन- 
,की युक्तियाँ सीखना और बुद्धिका विकास । 

आजकी शिक्षामें आचार्यका कोई महत्त्व नहीं है | जब 


७-- 


हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 


८१७ 
शिक्षामे शोळकी भावना ही नहीं तो “रुरु? की क्या 
आवश्यकता १ आज तो केवल बौद्धिक ज्ञाज प्राप्त करना | 
अध्यापक 'वेतनमोगी सेवक” हैं और मूल्य देकर घरपर 
उन्हें TOR पढ़ा जा सकता है | आजकी शिक्षार्मे दोप मी 
बहुत-से हैं; वर्तमान परीक्षा-प्रणाली उचित नहीं दे | उससे 
योग्यताकी परीक्षा नहीं होती । बिद्यार्थीको उसकी रुचिके 
विपरीत शिक्षा देनेसे उसका बौद्धिक विकास मारा जाता है | 


ये ऐसे दोप हैं, जिन्हें समाजने समझ लिया है। इन्हें दूर 


करनेके प्रयत्न अनेक देशोमें हुए हैं । मुख्य प्रश्‍न तो 
उद्देश्यका है आजके समाजका उद्देश्य है- अनियन्त्रित 
भोग | सहशिक्षा आचारके रहे-सद्दे बन्धनको मी समास कर 
देगी । आजके छात्रोंका शीळ तो उनके अध्यापक जानते ही 
W; जिन्हें निरन्तर अपने शिष्योके द्वारा पीटे जानेकी आशंका बनी 
रहती है और उपहास तथा अपमान तो नित्यकी सेवा-पूजा है || 


हिंदू शिक्षा-पद्धतिके पाठ त्याग, संयम, श्रम, सेवा और 
Tae प्रारम्भ होते Š | पुस्तकीय बौद्धिक ज्ञान तो गौण 
वस्तु Š | पाँचसे बारह वर्षके मध्यमें ही द्विजातियोंके बर्चोका 
यशोपवीत-संस्कार हो जाता था । माता-पितासे दूर बच्चे 
बनमें भेज दिये जाते धे | यह पला पाठ मिळता था मोह- 
त्यागका । सम्राट्से लेकर भिक्षुकतकके बालक एक Sani, 
एक MAR वर्षोतक साथ रहते थे | यह समताका पाठ था | 
“गुरुदेव ही आराध्य हँ, उनकी सेवा-आज्ञापालन ही सब 
कुछ है|? यह श्रद्धा थी और ब्रह्मचर्या भ्रमके त्यागमय जीवनका तो 
पूछना ही क्या | छोटे-छोटे बालक मूँजकी मेखला पहिनते; वनसे 
समिघाएँ और फल एकत्र करते | भूमिपर सोते | हवन 
करते | भोजनके लिये भिक्षा माँग छाते और गुरुदेवके 
सम्मुख रख देते । गुरुदेव उसमेंसे जो उपयुक्त समझते; 
यह दे देते और शेष रख छेते | बाल बनवाना, तेल लगाना; 
TI करना दर्पण देखना, व्यर्थ हास-परिहास करना; 
खेल-तमाशे देखना नाच-गान करना, जुते पहनना आदि 
सब मना और रहना था दिन-रात गुरुदेवके समीप | संयम; 
सादगी; सदाचार, कए-सहिष्णुता यही तपोवनक्री शिक्षा थी | 
(आजके बोडिंगहाउसोंका रहन-सहन और ss 
शिक्षा इससे ठीक विपरीत है । ) 


शिक्षा ! किसीको पूछनेका अधिकारतक नहीं कि गुरुदेव 
कुछ पढायँगे भी या नहीं । बौद्धिक शिक्षाका क्या अर्थ | 
गुरुदेवके आश्रमका निवास दी तो दिक्षा है। जब कमी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८१८ 


किसी छात्रपर गुरुदेव प्रसन्न होते; समझ लेते कि यह अमुक 
बौद्धिक ज्ञाका अधिकारी हो गया है। उसे ठीक-ठीक 
समझनेकी क्षमता इसमें इस समय है और यह इसका 
दुरुपयोग नहीं करेगा तो उस प्रकारके ज्ञानके सूत्र शिष्यको 
सुना देते | शिष्य उतनेसे धन्य हो जाता | ठीक समय जब 
बुद्धि ग्रहण करनेको प्रस्तुत हो, उसमें क्षमता हो) किया गया 
उपदेश पूर्णतः ग्रहण हो जाता दै | मस्तिष्कपर भार नहीं 
पड़ता | इसके साथ प्रास शानका सदुपयोग-दुरुपयोग दोनों 
हो सकता है | आज विज्ञानके आविष्कारोंका दुरुपयोग हो 
रहा है। तपोबनोर्मि रुचि, अधिकार, क्षमताके अनुसार ही 
दिक्षा मिळती थी | समाजका भावी जीवन जिन तरुणोंपर 
अवलम्बित था; वे गुरुणहसे श्रद्धा) संयमश त्याग, तितिक्षा? 
कष्टसहिप्णुता और श्रम करनेका खमाव लेकर आते थे | 
उनके समीप उनकी रुचि, योग्यताके अनुरूप ज्ञान होता था | 


शिक्षा ग्राप्त करके तरुणने समाजमें प्रवेश किया | वह 
गृहस्थ बना | उसे स्मरण रखना है कि यह ग्रह उसका 
वास्तविक गइ नहीं है | वह-जिस तपोवनसे लौटा है वैसे 
ही तपोवनमें उससे अधिक तपके लिये उसे पुनः लौट 
जाना है | दूसरी बार न उसके वे दयामय संरक्षक गुरुदेव 
होंगे और न वे सद्ददय साथी | उसे एकाकी रहना होगा । 
यह उसे विश्रामका एक समय मिला है | इसमें यदि वह 
अपने स्वभाव एवं अभ्यास त्रिगाड़ लेगा तो बड़ा कष्ट 
पायेगा | तपोवनकी शिक्षा भूल्नेका अवसर ही नहीं है 
उसके लिये | 


 हिवूसमाज तरुणोंका समाज है | बाळकोंको शिक्षा 
प्रात करनी चाहिये | जब शारीरकी शक्ति क्षीण होने लगती 
है, तव आसक्ति बढ़ती है | जीवनके प्रति मोह बढ़ता है | 
शरीरकी, स्वास्थ्यकी चिन्ता बढ़ती है। इस समय समाजमें 
मनुष्य रहेगा तो वहः आसक्त, शरीरसेवी, बहिमुंख बन सकता 
है | अतः उसे तपोवन चले जाना चाहिये । तपस्याके द्वारा 
शरीरासक्तिपर पूर्ण विजय प्रात करनी चाहिये | समाजके 
संचालनका अधिकार सक्षम, सशक्त, परिश्रमी, बुद्धिमान्‌ 
तरुणोंके हाथमे ही रहना चाहिये | यह स्वस्थ सबल हिदू- 
समाजका स्वरूप Š | 


कुछ भी हो; मनुष्य बहिमुंख न वने और न आचारका 
त्याग करे | जो नियम, संयम अपनी शक्तिके बाहर हों; उनका 
संकल्प लेकर दम्म ओर प्रमादको आश्रय न दिया जाय | शात्रों ने 


कल्याण 
MR) ना 


TT NANNY — 


[ भाग ३७ 


NS MS 
कल्युगर्मे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य) वानप्रस्थ और de, 
आश्रमोंका निषेध किया है । इनके नियम आजक्री शारीरिक 
तथा मानसिक दुर्बळताके कारण पालन नहीं किये जा सकते | 
शाङ्करी शिक्षाका उद्देश्य है-अन्तर्मुख बनाना | अपनी 
आक्तिके अनुसार त्याग्रमय जीवन व्यतीत करना | 


समाजका आधार 

आजका समाज अर्थपर निर्भर दै? अतः अर्थसे ऊपरकी 
बात आज सोची ही नहीं जा पाती | आजके साम्यवादी 
आर्थिक साम्य उपस्थित करना चाहते हैं | वे पुराने-समाजक्नो 
«सामन्तवादी समाज? कहते हैं | जैसे आधुनिक इतिहासवेत्ता |. 
भुतियोंका समय निर्धारित करने बैठते हैं और कुछ a |' 
वर्ष मानवसभ्यताका काळ मानकर संतोष कर लेते हू, 
वैसे ही आजके राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री विद्वान्‌ पुराने 
समाज-निर्माणको समझनेमें असमर्थ होकर उसे सामन्तवादी, 
राज्यतन्त्र आदि कहने लगते हैं | वे उस समयके सामाजिक 
गठनको समझ ही. नहीं पाते | 

हिंदू-समाजकी रचना समझनेके लिये हमें यह मुख्य 
बात सदा ध्यानमें रखनी होगी कि शास्राँने और समाजने 
भी अर्थ और कामको यहाँ कभी प्रमुखता नहीं दी । यही 
दो आजके प्रगतिवाद या साम्यवादके मूलाधार भाव हैं; पर 
हिंदू-समाजमें ये गौण माने गये हैं | हिंदू-समाजने मुख्यता 


` धर्मको दी है । धर्म ही मुख्य है और उससे अविरोधी अर्थ 


तथा कामका उपभोग किया जा सकता है | वह उपभोग 
मी दूसरोके लिये त्यागा जा सके तो श्रेष्ठ है । इस प्रकार 
त्याग RTA माना गया और समाजकी प्रतिष्ठा धर्मकै 
आधारपर हुई | 

मद्दाभारतमें एक कथा आती है í उसका संक्षिप्त भाव 
यह है कि महर्षि अगस्त्यको एक बार यज्ञ करनेके लिये 
द्रव्यकी आवश्यकता हुई | वे अयोध्यानरेशके यहाँ गये। 
महाराजने उनका सत्कार किया और अभीष्ट द्रव्य देना 
चाहा | महर्षिने इच्छा प्रकट की कि वे प्रजाके आवश्यक 
व्ययसे वच रहनेवाला द्रव्य ही लेंगे | हिसाब देखा गया तो 
ज्ञात ak कि आय-व्यय समान Š | एक कौड़ी बचती नहीं। 
ही दया आयी कि महाराजके पास अपने उपयोगको | 
द्रव्य ही नहीं | वे अपने साथ महाराजको भी लेकर चले | | 
महाराजको भी कुछ दिळाना चाहते थे | एक-एक करके | 
मिथिला आदि अनेक राज्येकि प्रसिद्ध राजाओंके पास पहुँचे । | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ३ ] 


हिंदू-संस्कृति और समाजके आचार 


८१९ 


—— |= 


सबके यहाँ वही आय-व्यय समान; सबको Y साथ लेते 
गये | अन्तर्मे असुर इल्वलके यहाँ उन्हे द्रव्य मिला | 


इस कथामें हिंदू-समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका सुन्दर 
स्पष्टीकरण है | समाजके संचालक राजा नहीं--तपोवनमें 
रहनेवाले महर्षिंगण थे । वे सम्पूर्ण प्रजाके लिये पूज्य, आराध्य 
हैं। अतः प्रजाका धन उनकी सेवामें लगे, यह सबसे प्रथम 
उस धनका उपयोग है | उन ज्ञानात्माओंकी तुष्टिं समाजका 
प्रथम कर्तव्य है। परंतु यदि आय-व्यय देखना हो तो राजा तो 
एक प्रजसेवकमात्र Š | आय-व्यय बराबर Š वहाँ। 

प्रिंस क्रोपाटिकनने कल्पना की है--शासनहीन समाज- 
की । अराजकतावादियोंके इस अग्रणीने अपने आदर्श 
समाजकी रूप-रेखा उपस्थित की है । उसका कहना है कि 
मनुष्यका खभाव है कि वह श्रम किये बिना रह नहीं 
सकता | यन्त्रोकी इतनी उन्नति हो जाय कि मनुष्य विनोद- 
के लिये जितना श्रम करे, उतनेसे ही समाजकी आवश्यकताएँ 
पूरी हो जायें तो शासन-संस्था आवश्यक न होगी | लोग 
प्रशंसाके लिये भी श्रम करेंगे । साम्यवादी कहते हैं कि 
सबको आर्थिक सुविधा समान मिलनी चाहिये; परंतु जो 
जैसा श्रम करे, उसे समाजमें वैसा सम्मान प्राप्त होना 
चाहिये ,। मनुष्यमें सम्मान पानेकी aft लोमसे saw हैः 
अतः यशकी इच्छाको लेकर समाजका गठन हो ही सकता Š | 

मनुष्यकी भोगेच्छा कभी ga नहीं होती | प्रिंस 
क्रोपाटिकनने यहीं भूल की कि मनुष्य यन्त्रोके अमुक 
उत्पादनसे तुष्ट हो जायगा और संघर्ष नष्ट हो जायगा | 
आम्यवादी यह नहीं देखते कि यशकी इच्छा घर्मसे बैँधी है। 
एक बार वासनाकी तृप्ति अनिवार्यं मान St जानेपर मनुष्य 
निर्लज हो जाता है; जेसा कि साम्यवादियोंकी ही साहित्यिक धारा 
प्रगतिवादर्मे उच्छृंखछ भोगइत्तिका प्रदर्शन गौरवास्पद 
माना जाने ळगा है | भोगको प्रधानता देकर यशपर 
समाजगठन सदा स्वझ ही रहेगा | 

तमसो लक्षणं कामो weer उच्यते। 

सत्तस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 

( Ado १२ 1 ३८ ) 

तमोगुणका लक्षण काम, रजोगुणका अर्थ और सच्त- 
गुणका धर्म दै । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ Š | 

अघमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः | 

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनस्‌ ॥ 

उत्तम पुरुष मानकी इच्छा करते Š और मान प्रात 
होता है ade | हिंदू-समाजका गठन इस धर्मपर ही 


अवलंम्त्रित था | वहाँ अधिकारका प्रश्‍न ही नहीं था । 
अधिकार प्राप्त था धर्ममूर्ति तपस्तियोंको | रजा कार्य-संचालक- 
मात्र था और प्रजाको संतोष था कि समाजमें जो सर्वश्रेष्ठ 
घमंप्राण हैं, वही हमारी व्यवस्थाके नियन्त्रक हैं | जब भी 
राजा इस व्यवस्थार्मे अपनेको प्रधान मानकर हस्तक्षेप करता; 
उसे वेनकी भाँति च्युत होना पड़ता | 

राजाको आवश्यकता क्या ! इस सम्पन्धमें यहाँ इतना 
ही कहा जा सकता है कि नित्रत्तिप्रधान तपस्वी केवल ` 
आदेश दे सकते ये | धर्मका मूल रूप निवृत्ति Š | अतः 
प्रद्नत्तिमें रहकर पूर्णतः समय मिलना शक्य नहीं | राजा 
एक सक्षम प्रतिनिधि था । यह उसी प्रकार, जैसे प्रधान 
सेनापतिकी आवश्यकता युद्धसचिव पूरी नहीं कर पाते; पर 
प्रधान सेनापतिका संचालन वे ही करते हैं। 

यातायात 

समाजकी पूरी व्यवस्था उसके यातायातपर निर्भर है। 
सामग्री, शिक्षा और विचारोंका पारस्परिक विनिमय 
आवागमनसे ही होता Š | भारतीय आवास जलाशयोंके 
किनारे थे; अतएव यातायातके सबसे सुलम मार्ग जलीय 
थे | वर्तमान सम्यताकी पिछली शताब्दीतक भारतीय 
व्यापार नोकाओंद्वारा होता था । अब भी वह अनेक प्रदेशों- 
में चलता है। इस जल्यात्राकी सुविधाके लिये सारे देशमै 


नहरें थीं | उनमेंसे कईके चिह्न अबतक वर्तमान हैं । 


इतिहासके अन्वेषक जानते हैं कि जव भारतमै Yams 
प्रचछनका प्रश्‍न आया, तत्र ब्रिटिश पाल्यमिंट्मं अनेक 
सदस्यांने इसका विरोध किया | उनका मत था कि इस 
विशाल कृषिप्रधान देशमै रेलॉकी अपेक्षा नहरें अधिक 
उपयोगी होंगी । आज भी सरकार सोच रही है कि वाढसे 
रक्षा और अकाळसे वचावके लिये नहरें आवश्यक हैं | 
यूरोपके कुछ स्थानांमें रेलोंका काम नहूरोंसे लिया भी जाता 
है; परंतु भारतमें रेलोंका विस्तार इंगळेंडके लिये छाभप्रद था, 
अतः हुआ | 

नौकाओंके अतिरिक्त समुद्री यानोंद्वारा भारतीय व्यापार 
यूरोपतक विस्तृत था । भारतीय वस्तुओंका पृथ्वीकै सभी 
भागोंमें पाया जाना समुद्री व्यापारका प्रमाण है | समुद्रयात्रामें 


. संध्यादि नित्य-कर्मोम बाधा पड़ती थी, दूसरे देशोंकी स्थिति- 


के कारण अपना आचार व्यवस्थित नहीं रह पाता था, अतः | 
ब्राह्मण समुद्रयात्रा प्रायः नहीं करते Al क्षत्रियनरेश भी 
रथोसे ही यात्रा करते थे । भूमिपर यात्रा एवं सामान 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ढोनेके लिये घोडे, हाथी उँट, way बैल समीका 
उपयोग प्राचीन भ्रन्थोंमें है; परंतु मुख्य यात्राका साधन 
रथ था | इन रथोमे घोड़े जोते जाते थे | उनमें पहिये होते थे। 


इतनेपर भी ये रथ gee, sem, aed मी: 


समान रूपसे चलते थे | महाराज प्रियत्रत अपने रथमें वैठकर 
पृथ्वीकी प्रदक्षिणा एक दिन-रातर्मे कर सकते थे और वह 
पृथ्वी वर्तमान पृथ्वी नहीं है | वर्तमान पृथ्वी तो उसका एक 
` भाग जम्बूद्वीपमात्र है | महाराज प्रथुका रथ पव॑तों) नदियों) 
जंगला, समुद्रो और नममें अबाधगतिसे चळ सकता था | 
प्राचीन रथोंके सम्बन्धमें कल्पना उसी प्रकार अभी कुण्ठित 
है; जैसे पचास वर्ष पूर्व विमानोंकी कल्पना नहीं थी । 

रथोंके अतिरिक्त विमान भी होते थे; परंतु यन्त्रमय 
होनेके कारण प्रायः असुर ही उनका व्यवद्दार करते थे | 
महायन्त्र जिनमें अनियन्त्रित हिंसाकी सम्भावना रहती हैः 
िंदू-समाजमें कमी आदरणीय नहीं रहे । वैसे तो भारतमें 
कभी रेल भी थी और रेळमें पत्थरका कोयला जलाया जाता 
था, एक राजाका यह AMA कई स्थानोंमें पत्थरपर खुदा 
हुआ मिला है। 

आचारका आधार 

सत्र प्रकारसे देखनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू- 

समाजके आचारका आधार प्रवृत्ति नहीँ, निबृत्ति है | जीवनमें 


उपभोगके लिये जो थोड़ा-सा काळ छोड़ा भी गया है, उसमें . 


भी सब ओर wie नियन्त्रण हैं।वैधमोग ही समाजमें 
विहित हैं | दूसरोंका स्वत्व अपहरण करके, प्राणियोंको कष्ट 
देकर जो भी भोग उपलब्ध होते हैं, वे सब्र निषिद्ध एवं 
त्याज्य माने गये हैं | 
मनुप्यको पश्चाओं; zat आदिको उपयोगमें लेनेका 
अधिकार वहींतक है; जहाँतक वह उनका पालन एवं रक्षण 
करता है | जाति-विपर्यय करके, उनके स्वाभाविक भोगसे 
उन्हें वञ्चित करके और उनकी आयुका हास या नाश करके 
उनका उपयोग करना हिंसा है | हिंसासे प्राप्त भोग निषिद्ध 
होते हैं | परीक्षण करके देखा गया है कि जिस शेरके बच्चेको 
बचपनसे भरपेट मांस दिया जाता है, उसके पिंजरेमें बकरा छोड़ 
देनेपर भूखा होनेपर भी वह आक्रमण नहीं करता | Tey भी तभी 
हिंसा करता है, जब क्रोधित होता है या क्षुधातुर | जंगले 
` gee, मानवको हिंसासे पश्ञुओंकों विवश होकर हिंसा 
सीखनी पड़ी और आज जत्र हम पढ़ते हैं कि ऋषियोंके 


[ भाग ३७ 


—=——— 


आश्रमोमें) पवित्र तीथोमें qg परस्पर द्वेष नहीं करते थे 
तब तर्क जाग्रत्‌ होता है | पञ, पक्षी बहुलतासे होंगे, जब बन 
बहुत थे और तब मांसाहारी गाणी मृत शरीरोंसे अपना 
काम चला लेनेमें कठिनाईका अनुभव न करते होंगे, यह बात 
समझमें ही आज नहीं आती | आज तो मनुष्य सर्वमक्षी 
हो गया है । वनस्पतिजगत्‌ उसने उजाइ दिया और पु 
पक्षियोंको उदरस्थ करता जा रहा है | हिंसक पद्म आखेट 
न करें तो केसे जीवें, यह वह सोच ही नहीं पाता | 

किसी प्राणीको कष्ट न दिया जायः कोई प्राणी अपनी 
पूरी आयु और भोगसे वञ्चित न हो, किसीकी जाति नष्ट न हे, 


—— ——Q=>— —. —ə— O  -T VT z< — — 


Š | कुत्ते; पक्षी) चींटी सबको मनुष्यके उपाजंनमेसे ही पोषण 


प्रात होना चाहिये | इनके अतिरिक्त भावजगतूके असुरादि 
भी मनुष्यसे ही आशा करते हैं | उन सबका भी पालन 
होना चाहिये | हिंदू-समाजने विश्वके समस्त प्राणियोंको एक 
ही परिवारका माना है और सबके लिये यथोचित भाग देनेका 
विधान किया है | 
हमारे शास्त्रीय Set घृणा और हिंसाका आरोप करने- 
वाळे भूल जाते हैं कि हिंदू-शास्र भौतिक भोग और भौतिक 
देहको महत्त्व नहीं देता । अतिथिकी तृप्तिके लिये अपने 
शरीरका मांस देने या अपने पुत्रको आरेसे चीरनेके दृशन्त 
हमारे ही इतिहासमें हैं | इन दृश्ान्तोंमें बताया गया है कि 
सामान्यतः किसी प्राणीको किसी प्रकार कष्ट नहीं होना 
चाहिये | सब पुत्रके समान ही खजन हैं | अपने शारीरिक" 
खार्यसे, अपने प्रमादसे प्राणियोंकों पीड़ा देना पाप है; परंतु 
जहां आत्मकल्याण, आत्मोन्नतिका प्रन हों) वहाँ शरीर 
तुच्छ हैं | यदि कोई शरीर नष्ट होकर किंसीकी अन्तर्मुखता- 
मे, आत्मोन्नतिमें कुछ भी सहायता करता है तो वह शरीर 
सफल हो गया | उसमें स्थित जीव उन्नत हुआ | इसी प्रकार 
शारीरिक अहकारवश घृणा या द्वेष पाप Š, परंतु आत्मझुद्धिके 
लिये असंसर्ग आवश्यक कर्तव्य है | हिंदू-समाजके इस तत्व- 
eae He ही उसके आचारोंका समुचित saras 
ै हाता हू | वेधभोग वे हैं जो आत्मोन्नतिमें JT वे हैं जो आत्मोन्नतिमें वाधक न. 
हँ किसीकी हिंसा या sva उपार्जित न हों अथब किसीकी हिंसा या कष्टसे saga न हों अथवा 
ह पावक ü B विपरीत सब निषि मो हों; इनसे. विपरीत सब निषिद्ध भोग , 
eso र समख आचार व्यवस्थित होता है। मस्त आचार व्यवस्थित होता है। 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पूँजीवादकी जड़ और उसके डाली-पत्त 


( लेखक---भीजयेन्द्रायजी Wo दूरकाल एम्‌० To ) 


[ गताइसे आगे ] 
(२) 


पूँजीमँ आसक्ति बुरी है 

(१) हमको पहले ही यह समझ लेना चाहिये कि घन 
अथवा लक्ष्मी कोई बुरी वस्तु नहीं है, अन्यथा पूँजीवादी या 
साम्यवादी और संसारवादी wear इसके पीछे क्‍यों 
दौड़ते ! बुरा है इस मायामें आसक्त होना; इसमें लिपटे 
रहना | कहते हैं कि लोहेकी बेड़ियोंसे तो कदाचित्‌ मनुष्य 
छूट सकता है; परंतु ख्री-धन आदिके बन्धनमें पड़कर छूटना 
कठिन है | महात्मा ईसा भी इसी अर्थमें कहते हैं कि 'सूईके 
छेदमेंसे ऊँट निकल सकता है पर धनाळ्य व्यक्ति स्वगके 
द्वारमें प्रवेश नहीं पा सकता |? इसलिये पूँजीको बड़ी करने- 
वाळा और उसपर मुग्ध होनेवाळा पूँजीवाद ठीक नहीं है । 
इसी कारण सभी धर्म संन्यासको, त्यागको, फकीरीको ही 
आदर्शरूप मानते हैं; धनको नहीं | 


धनासक्तिसे राज्य ओर प्रजाका पतन 


(२) धन प्रमुकी एक अटपटी माया अथवा इन्द्रजाल 
Š, इसलिये इसके सङ्गसे मनुष्य इसमें फँसता जाता है और 
फिर अनेक प्रकारके राग-द्वेघमै फँसकर उसका पतन हो 
जाता है; वह जीवनकी सच्ची? महान्‌ भावनाओंसे वश्चित-- 
दूर रह जाता है । इसलिये मनुष्यको पतनके मार्गमें 
ढकेलनेवाळा पूँजीवादू ग्राह्य नहीं है । धनके आधारपर 
जीवनकी नीति, योग्यता, प्रशंसा और प्रगतिका निश्चय 
करना अथवा Tee करना--इसके समान दूसरी कोई 
भूल नहीं हो सकती | मनुष्यको खाने-पीने इत्यादिकी जरूरत 
तो बहुत थोड़ी होती हैं? इससे अधिक धनको पूँजी =€ सकते 
Š इसर्मे जो अभिमान रखता है वह राग-देषः क्रोध और 
दुष्कमामें जा पड़ता | इसलिये पूँजीवाद तथा पूँजीका 
राष्ट्रीयकरण) दोनों ही बुरे हैँ | एक व्यक्तिको और दूसरा 
राज्यको बिगाड़ता है । कहावत भी है कि लक्ष्मी दखकर 
मुनिका मन भी चलायमान हो जाता दै | राज्यके पास अधिक 
धन-सम्पत्तिके साधन बढ़ाना राज्यका पतन साधन करना है 
यह कहना बहुधा सच होता दै ! 


मचुष्यका सच्चा विकास या प्रगति धनसे नहीं 

( ३) आज जिसको प्रगति या विकास कहते है, 
वह धनलाळसाके विस्तारसे saw द्दोनेवाले अनुसंधान? 
आयात-निर्यात, पैसा इकद्चा करनेकी प्रक्रिया, विज्ञापन और 
मौज-शौकके साधनोंका परिणाम है | आजकळके रेलवे, जहाज, 
वायुयान, प्रयोगशालाएँ, सिनेमाणह, आमोदप्रमोद? दवा- 
दारू, मिल-फैक्टरियाँ, नल-नहर, अनेकों मंजिलेकि मकान 
इत्यादिमें एक भी चीज ऐसी नहीं कि जिसके लिये सदाचार 


` आवश्यक हो अथवा जिसे दुष्ट मनुष्य बनवा न सकते हों) 


अथवा जिससे मनुष्यके मानसकी सच्ची उन्नति होती हो | 
नैतिक विकास और नैतिक प्रगति ही वास्तविक विकास और 
_वास्तविक प्रगति है | धन तो वास्तविक सुख-शात्तिको 
बढानेवाली वस्तु भी नहीं है | पूँजीवादके इतने प्रचार और 
पूँजीकी बृद्धि तथा स्वार्थसाधकोंकी बहुळता होनेपर भी जीवन 
सरळ और शान्तिमय न हो सका, छोगोंकें रोग कम न gus 
संघर्ष और धक्का-घक्कीमें कमी न आयी? सुल्ह-समझोता बढ़ा 
नहीं, मानव-परिश्रम कम न हुआ | बढ़े है धन खाँचने, 
लूटने, सफाईसे पाकेट मारनेके साधन | जिनका इनमें स्वार्थ 
है; वे इसको प्रगति कहते हैं; और यह क्षम्य है पर सत्य 


नहीं है | 
पूँजीवादसे महँगाई, खर्च और कर्ज बढ़ जाता है 


(४) पूँजीवादसे SW यह भ्रम्‌ फेल जाता है कि 
पूँजी ही प्राप्त करने योग्य वस्तु है? इसलिये सब इसको प्रास 
करनेकी माथापच्चीमें पड़ जाते हैं। प्रत्येक मनुष्यको अधिक 
पैसे चाहिये) इसलिये मजदूरी और माळ, दोनों दी महँगे हो, 
जाते हैं । जीवन अति कठिन बन जाता है और दया, 
परोपकार, दान आदिके खोत साधनाद्दीनताके कारण TAs 
बन जाते हैं | राज्यका खर्च बढ जाता है और इससे लोगाके 
ऊपर एक पौंडमें १५से१७ शिलिंगतक् कर लग जाते हैं। 
सीधे करोंका लोग विरोध करते हैं; इसलिये आडे-टेडे करोंके 
द्वारा पैसे खांचनेकी राज्यकी दूसरी निष्णात युक्तियाँ बढ़ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८२२ 


जाती हैं और राज्यका ऋणमार भी बढ़ जाता दै एवं बढ़ता 
रहता है | (किसके बापकी दीवाली? इस कहावतके अनुसार 
घाटेके बजटका भी फैशन चल पड़ता है | विविध प्रकारसे 
प्रजाकी प्रतारणा चलती रहती है । प्रतिनिधि तो विंदा हो 
जाते हैं, परंतु मार प्रजाकी कमरके ऊपर या सिरपर आ 
पड़ता है | 
पूँजीवादकी समर्थक सारी फिलासफी गलत दै 
(५) कतिपय बडे राज्योमें प्रजाके व्यवहारमें और अन्ता- 
राष्ट्रिय कारोवारमें पूँजीवादके प्रविष्ट हो जानेके कारण इनमें 
नयी फिळासफी और परिमाषाएँ उपस्थित कर दी गयी है । 
वह भी अधिकांश भ्रामक यानी भ्रममें डालनेवाली है | जैसे 
मौज-शौकके साधन अथवा लड़ाईके हथियार या शीघ्र 
यातायातके साधन--ये प्रगतिके माप हैं; परंतु वस्तुतः ये छूटने- 
वाळी, मारनेवाली या आँखोंमें धूळ डालकर धन छीननेवाली 
प्रगतिया Š | फिर “राज्यका प्रभुत्व लोगोंका है? यह फिलासफी; 
जो लोकतन्त्रके लिये खडी की गयी है, वह भी गलत है। 
लोग तो बेचारे शोर मया सकते या वळवा कर सकते हैं 
अथवा वेचारे राजाको धमकी-घुइकी देकर इटा देते हैं, परतु 
सत्ताधीश लोकशाहीको वे हटा नहीं सकते | वे (sate शा- 
के कथनानुसार ) राज्य भी नहीं चछा सकते, उनके नामसे 
पार्टीबाज लोग राज्यको हस्तगत कर लेते हैं और लोग ताकते 
रह जाते हैं | राज्यकी, देशकी और लोककी प्रसुता तो प्रसु- 
की @ वही क्षणभरमै दुनियाकी सृष्टि और संहार कर सकते 
हैं । लोग तो बेचारे भोले-माळे, अज्ञानी, ठगे जानेवाले 
बहुसंख्यक और प्रतिदिन बदलते रहते हैं; उनकी प्रभुता 
बतलाना तथा यह कहना कि Fret राजा होश अफसर तुम्हारे 
नौकर हैं, तुम्हींको राज्य चछानेका अधिकार प्राप्त है-- 
इत्यादि मत लेने या घन खींचने तथा राज्यसत्ता बढ़ानेकी 
नयी युक्ति दै | इसको एक प्रकारकी धोखाधड़ी भी कह सकते 
हैं। भूमि) राज्य, देश--ये राजाके मी नहा है, ये तो प्रमुके ही हैं। 
यह वास्तविकता है | इसलिये ईश्वर ही सारे देशका सर्वकालमे 
ओर सब पदार्थोका खामी दै | मनुष्य तो समय पड़नेपर 
अपनी एक इन्द्रियो या अपनी नाडीको या एक तिनकेको 
भी हिला नहीं सकता | इसलिये प्रभुका नियम ही सच्चा नियम 
है, saat सत्ता ही सच्ची सत्ता है और प्रभु ही सत्रका 
सम्राट्‌ है | छोगोंकी प्रभुता कहना और छोगोंको aed 
पाटेपर चढ़ाना बराबर है। लोग तो बेचारे जानते हैं कि 


अपने शरीरपर ही अपनी प्रभुता नहीं है, फिर देशके ऊपर _ 


[ भाग ३७ 


कैसे हो सकती है ! फिर? एक दूसरा यह भी भ्रम प्रचलित है 
कि "राज्य सर्वसत्ताधीदा 2 और इसीको मजबूत क्रना 
चाहिये ।? ईश्वरको भूल जानेके बाद तो राज्य ही सत्ताधीश 
रहा | घर्मराज्यका नियम तो जहाँ धर्म है? वहाँ चलता है | 
लोगोंके राज्यमें a लोकसभाकी जैसी इच्छा होती दै, वैसा 
ही कानून बनता है | इस प्रकारकी सत्ताधीश्वरताको 
बनाना तो अंधे मैंसेका खेळ है और यदि इसमें दंगा-फसाद 
होता दै, भ्रष्टाचार फैलता है हरामका चस्का em}, 
लोर्गोको राज्यके सामने हाथ फैलाना पड़ता है; करस्रद्धि होती 
है और अनधारी लड़ाइयाँ फूट निकलती हैं तो इसमें आश्रय. 
की क्या बात है ! राज्य व्यापार करता दै, पूँजीके a 
बार-बार आर्थिक नीति बदलता है; इच्छाके अनुसार भाव, 
सहायता, महसूल, चुंगीमें परिवर्तन करता है, यानी कितनी 
अधिक अव्यवस्था, उद्विग्रता और परेशानियाँ खड़ी हो 
जाती हैं | यह भी जानी हुई बात है । राज्यके दो मुख्य क्न्य 
हैं--प्रजाकी संस्कृति ( या संस्कृतियों ) की वाहरी शत्रुओंसे . 
रक्षा करना तथा प्रजाकी आन्तरिक व्यवस्थाके तोड़नेवालेके 
विरुद्ध न्याय-व्यवस्था करना | दूसरे सारे कर्तव्य आगन्तुक हैं और 
उनमें राज्यके ऊपर कठिन नियन्त्रण होना चाहिये | इन 
नियन्त्रण करनेवाळी शक्तियाँमै धार्मिक शासनविधानः संत- 
महात्माओंकी प्रेरणा और लोकसभाके अल्पमत दळका समावेश 
होता है | संस्कृति साध्य है और राज्य उसका केवल साधन 
है । परंतु इस नये बादने संस्कृतिकी परिभाषा ही बदल डाली 
है | वस्तुतः जीवात्माकी उन्नतिके लिये कार्य-विधान ही 
साधारणतः संस्कृति समझी जाती थी और धर्म संस्कृतिक. 
प्रधान प्रेरक माना जाता था | उसके बदले अब चित्रकला! 
नृत्यकला, संगीत, स्थापत्य--इन सूबको संस्कृतिके वाचक 
बना दिया गया है और इनका समूह ही संस्कृति है | एक 
साय सात्त्विक घर्म; कर्म, क्रिया, कला, ज्ञान और जीवनको 
किनारे करके इन सब राजसी-तामसी रूपको प्राधान्य दिया 
जाने लगा है; क्योंकि रजोगुणमें राग, तृष्णा, धन और | 
क्रियाका प्राधान्य खभावतः होता है और वही आजकल्के 
पूजीवादकी वासनाओंका मूल Š | 


पूँजीवादका समर्थन 


(६) पूँजीवादका समथन करनेवाले प्रधान तत्वचिन्तकी' ' 
में डा० गार्विन एक मुख्य विद्वान्‌ Š । वह पूँजीवादकी x 
j 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या 2 | 


पूँजीवादकी जड और उसके डाली-त्ते 


८२३ 


TTT 


आधुनिक दुनियाको प्रगतिके प्रेरक Tet प्रमुख स्थान प्रदान 
करते Š | परंतु उसकी सारी प्रगति भौतिक, मायिक और 
धनबृद्धिरूप है? जिसे दुनियाके महापुरुषों और महात्माओंनि 
बहुत गौण स्थान प्रदान किया है | पूँजीवादके समर्थक 
पूँजीवादके दो मुख्य तत्त्वांको व्यक्तिके भ्रावनाबछ॒का विकास 
करनेवाला बतळाते है--( १) वैयक्तिक सम्पत्ति तथा ( २) 
साहस करनेकी स्वतन्त्रता | वैयक्तिक सम्पत्तिको जीवनके 
एकमान्य और उपकारक तत्वके रूपमै मानना ठीक दै, यह 
हम कह सकते Š | केवळ इसका अतिलोम, Gera और 
प्रधानता मनुष्यको उल्टे रास्ते Š जाता है; इसलिये हम इसको 
तोड़नेके लिये कहते हैं। किसी कड़वी ओपधिके समान 
खत्वको स्वीकार करना इसके परित्यागके लिये है । दूसरा 
तत्त्व दै-साइसकी स्वतन्त्रता | इसमें एक बड़ा भयका कारण 
यह है कि दुनियामें कोई बहुत अच्छा साहस नहीं करता | 
दुष्टको दुष्ट साहस, मूर्खको मूर्ख साहस अथवा अज्ञानीको 
अन्धकारसे साहस करनेकी स्वतन्त्रताका आदर्श अनिष्ट 
और दूषित आदर्श है और इस अंधे मैंसेकी क्रीड़ाके 
आदर्शसे ही दुनियाकी आज अव्यवस्था, निष्फलता और 
हैरानी आ गयी है | चाहे जित वस्तुके लिये घनके पीछे 


सुट्टी बॉधकर आँखें मूँदकर श्वास बिना लिये दोड़ो तो वह ` 


चीज प्रांत होती दै, इसमें कोई विशेषता नहीं Š | पर 
सवाल यह है कि वह वस्तु इतनी कीमती है या नहीं! 
बुद्धिमान्‌ छोगोंका कहना हैकि--“जर, जमीन और जोर 
थे तीनों तकरार बटोरू--इन df पीछे दौड़नेवाले 
तुकरार, BU और झंझट बटोरते हैं| इसलिये इनका. सङ्ग 
कार्यमात्रके लिये रखना चाहिये--ऐसा पक्के अनुभवी लोग 
कहते हैं और वे हँसते-हँसते कहते Š | फिर इनका अधिक 
सङ्ग करना हो तो मनुष्य खयं जोखिम उठावे और खर्च करे | 
डा० गार्विन पूँजीवादके पदार्थों प्रक्रियाओं और खोज तथा 
अन्वेषण उत्पन्न करनेवाली प्रजनन-शक्तिकी प्रशंसा करते हैं). 
इन सबकी वास्तविकताके विरुद्ध भी बहुत कहना नहीं है। 
चीजें) उनका उत्पादन करनेवाली मिळें और उनकी मशीनें 
ag गयी हैं, इसमें संदेह नहीं है | परंतु यह सारी अभिदृद्धि 
मानवजातिके सारे महान्‌ आदशों और प्रक्रियाओक्रे ATA रोडा 
अटका रही है और इसने इनपर प्रतित्रन्ध लगा रक्खा है? यह बात 
विश्वके तत्त्यदर्शी छोगोंके लिये विचारणीय है | इतनी महँगाई- 
के साथ मजदूरीका दर बढ़ा इतनी अधोगतिके साथ मौज- 
. शौकके साधन बढे, इतने मक्थार्नेक्रि साथ बिज्ञान बढ़ा पिर 


इसकी क्या कीमत रही १ मानवके जीवनकी रक्तघारा और 
शान-तंतुजाळ तो इसके हृदयमेंसे और इसके ब्रहमरनभ्रमेसे 
फैलते हैं; हाथ-पैरसे नहीं निकलते | हाथ-पर तो इनके संवादक? 
संवाहक और परिचारक वनकर जीवनको चिरंजीवी 
करते Š | वल्कि आजकल प्रजनन-शास्न-बिद्‌ बहुत सुजन- 
प्रयक्षकी आवश्यकता नहीं देखते | प्राणी और पदार्थोकी 
जनसंख्या तो बहुत बढ़ गयी है और फिर यदि दुनिया 
दुखी होती है तो प्रजामें सारासारका विवेक करके) भेद- 
भावकों समझकर बुरेका नियमन और भलेका सुजन 
करना ही भळमनसाइत समझी जा सकती है | पूँजी और 
मजदूरके बीच कोई स्वाभाविक बिरोध नहीं। मजदूर और 
मिलमालिक, नौकर और मालिक दोनोंमें पहले तों पिता-पुत्र- 
जैसा सम्बन्ध था | नौकर व्यापारीकी कोटीमें आनन्द, ममता 
और प्रेमसे नौकरी करते थे, मजदूर मिलमालिकांकी नौकरी 
देनेवाला, सवाई रोजी देनेवाला अन्नदाताके रूपमै मानते जानते 
थे, इन सबके बीच मधुर सम्बन्ध था | पहलेकी गुलामी भी 
आजकळकी विषैली प्रबृत्ति और 'पेसा ऐठनेवाली गर्दित 
मनोदशाकी अपेक्षा हजार दर्ज अच्छी थी और इसीलिये बक 
जैसा मनोवैज्ञानिक उसकी मुक्तकण्ठसे और विलापके aa 
प्रशंसा करता है। छोगोंकों चढाकर ओर छड़ाकर सत्ता 
प्राप्त करना और उनका मत प्राप्त करना तो लोकशाहीमें 
चाळू रहता Š | इन सारे वादोंके झगड़ेकी जड़ तो वहाँ दै । 
जैसे संतति-नियभनके प्रचारकोंको दुनियाके भविष्यकी कोई 
चिन्ता नहीं होती; उनको तो वर्तमानर्मे दवा बेचनेको फिक्र 
होती 21 उसी प्रकार इन वाद-विवादवाळोको दुनियाके 
भावी उद्धारका ठीका लेनेकी कुछ पड़ी नहीं होती, उनके 
लिये तो वर्तमान सत्ता-राज्यसत्ता हस्तगत करनेके लिये 
लोगोंकों फँसाये रखना ही मुख्य प्रश्न होता है | इसमें पूँजीवादी 
और साम्यवादी सब पिल पडे हैं और जरूरत पड़नेपर इसके 
लिये सत्यके उपर) हितके ऊपर और"श्रेयसके ऊपर पर्दा 
डाल रहे हैं। इसलिये इन सब बुराश्योंकी जड़ दे 'सब 
मनुष्योंकी समानताका मूल्याङ्कन तथा बहुमत जो कडे उसके 
अनुसार राज्य चलानेका सिद्धान्त | इसका हम यहाँ पुनरावर्तन 
करके फिर आगे विवेचन करेंगे । i 


महाचक्र, महासंख्या और मोज-शोककी हानियाँ 


(६) पूँजीका अति मोह, उसकी आवस्यकता और उसके 
प्रलोमनोमे तीन चीजोंका समावेश हो सकता है--महाचक्रः 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८२४ 


बड़ी मजदूरोंकी संख्या और मौज-शौक । अधिक पैसा हो तो 
अधिक मौज-शौकू किया जाय--जैसे मोटरकार, बिजलीका 
पंखा, रेडियो, सिनेमा, नाटक, वायुयानयात्रा, सुन्दर भवन) 


. मनोरम वस्त्र: सौन्दर्य-साधन इत्यादि | बड़े चक्केवाले कारखानों- 


से बड़ी पूँजी तथा बड़ी संख्याके मजदूरोंकी जरूरत पड़ती है 
और उसके परिणामस्वरूप लडाई, झगडा, हड़ताल? ताला- 
बंदी और फिर लाठीचार्ज, सत्याग्रह और गोली चलना आदि 
उसके सगे साथी आ पहुँचते हैं; क्योंकि 'लोमर्मे रोक नहीं” 
और areal पत? जोखिममें डालती दै इसलिये बड़ी दीख 
पड़ती Š | पुनः राज्य जिसको अधिक मान देता है उसका 
और मान बढ़ता है और राज्यको अधिक गरज पैसेकी होती 
है, इसलिये बह पैसेदारकोः पूँजीपतिको महत्त्व देता है इससे 
भी पूँजीका मोह बढ़ता है। परंतु राज्य कहांतक जाय ! 
महुँगाई+ बेकारी और बहुत धनका जखेडा इतना बढ़ता जाता Š 
कि पूँजीवादमें उसको राज्य भी पूरा नहीं कर सकता | पहले 
महाचक्रसे चीजें या यात्रा अथवा मेहनत बहुत सस्ती जान पड़ती 
है। परंतु महाचक्र धनकी बृद्धिसे ही उत्पन्न होनेके कारण, 
उसके कार्यकर्तागण लोगोंको शोषण करनेकी टेव पड़नेके 
कारण उसका भाव वदढ़ानेंसे नहीं चूकते | फिर बहुतेरी चीजोंमे 
तो भावकी समानता भी नहीं होती । ताडका पंखा तीन 
पैसेका होता हे और बिजलीका पंखा तीन सौ रुपयेका | बग्गी 
तीन सौमें आती है तो मामूली मोटर तीन हजारकी आती है। 
कलम पैसेकी तीन और टाइपराइटर नौ सो रुपयेका एक। इन 
सारी मौज-शौककी आवश्यकताओंसे गरीव्रीकी, अन्यायकी 
और उत्पादनकी आवश्यकताकी भी कुछ sist भ्रान्ति हो 
जाती है और छोगोंकों अधिक मजदूरी करनी पड़ती है या 
बेकारी सहन करनी पड़ती हे | इससे यह पूँजीवादका आरा 


कल्याण 


[ भाग ३७ 


आते भी काटता है और जाते भी काटता है । मजदूरी 
कराता है और महँगाई भी लाता है। किंतु यह सारी सामाजिक 
घटना ऐसी बेकाबू होने लगी है कि कम्युनिस्ट--साम्यवादी 
उसके ऊपर शस्रक्रिया करनेके लिये तेयार हो गये हैं और 
पूँजीवादी उसको गाँवमें ( कुछ सुख-शान्तिवाळी पामे) 
कैळाकर तारी दुनियाको उसके फंदेमें डालकर तैयार हो गये 
हैं कि फिर कोई वोळनेवाळा न रहे | इस प्रकार पूँजीवाद 
और समाजवादके दोनों कण्टक एक दूसरेके विरुद्ध संग्राम 
करनेके लिये तैयार हो गये हैं; तव लोगोंको हसरत हो रही 
है और जो अधिक लोम दिखलानेवाला साहित्य तैयार करता 
है, उसमें वे फँसते और वरवाद होते जा रहे हैं । इसलिये 
राज्य भी अब अपनी प्रशंसाका प्रचार करने लगे हैं | दूसरी 
ओरसे सब पश्चुओंकों एक बाड़ेमें भरनेकी नासमझीके समान 
वर्ण-वर्ग, जात-पॉतः संस्कार? खान-पान सबका विचार दर- 
किनार करके सब मनुष्योंको एक बाड़ेमें करनेसे सव ऐक्य- 
सूत्रमें, बुद्धिमान्‌ तथा सुख-शान्ति युक्त हो जायेगे ऐसा 
रासायनिक प्रयोगवाला बनावटी कल्याण-राज्य--:वेल्फेयर 
स्टेटका पथ? भी चला है और दूसरे पन्थ भी बढ़ते जा रहे 
हैं। 'क्योंकि-- 
“झुण्डे-सुण्डे मतिभिन्ना? 

तथा ‘aga कोई हीन नहीं होता और पेसेसे 
कोई पूर्ण नहीं होता’ इन कहावतोंके अनुसार सबसे राय-वात 
करके अन्तर्मे कहना यह है कि “अरे भाई, तेरी गाड़ी 
आगे; और मेरी गाडीका मुँह आगे?--«पाँच और सातका 
जोड़ करनेवालेको खरा उत्तर Š बारह? परंतु बारहके सिवा 
गलत उत्तरका क्षेत्र अनन्त आकाश-जैसा, अथवा खाने- 
पीनेमें मिछावट-जैसा विशाल है | ( शेष आगे ) 


श्रीसीतारामसे निवेदन 


सपैया 
जकडे जग-जाळ विहाळ फिरे, 
सवही बड़ छोट जो जीव की कोटी । 
नहि पावत ढूँढे पता-प्रभु कौ, 
अनुमान लगावत हैं मति-मोरी | 


` कितनोई उपाय करो वळदुद्ध सो, 


सिन्धु समात न पम्प की सॉरी | 
कवि “शरीरस” फाँदति है फुवकी, 
उड़ि के कहें शेल-सुभेरु की चोटी ॥ 


——=<s=ə— 


Ss घनाक्षरी ° 

देतो न जौन जन लेतो फेरि नाहि ताहि, 
जोरतो है नात-नेह नित्य नव निखरे। 
शवान को बुळावतो Š खामी जो सनेह साथ, 
देतो कौर भरपूर फिरि नाहि फिसरै। 
दीन-हीन-सिरस at सरख कियो है राम, 
करुना करहु देखीं मुख माहि तिसरे। 
दीवे हेत दरस के खोलि द्वार दीन्दो नाथ, | 
सीताराम-सुरति न दिन रैन विसरै। , | 
-—शिवरन्न ag fee? '| 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मुझे कोई पुकारा है. 
; [ कहानी ] 
( ढेखक-श्रीप्चक्र' ) 


“मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई रोग 
भी नहीं है ।? किसी चिकित्सकके पास; चाहे वह मनोवैज्ञानिक 
चिकित्सक ही क्यों न हो; ऐसा व्यक्ति कदाचित्‌ ही आया 
होगा | “मुझे केवळ जानना है | मनोविज्ञानका एक अन्वेषक 
होनेके कारण मैं आपसे सहायता पानेकी आशा करता Š P 


“आप भी मनोवैज्ञानिक हैं १? चिकित्सकमै आदरका 


भाव आ गया | पहिले वे इस प्रकार मिले थे, जेसे अपने - 


किसी नवीन रोगीसे मिलते हैं | परंतु अब तो स्थिति बदल 
गयी थी । उनके सामने उनके समान ही मनोविज्ञानका एक 
ज्ञाता था--उनका सहन्यवसायी न सही; किंतु उनका मित्र 
तो वह अपनेको कह ही सकता था । नम्रतासे Sto उपाध्याय 
योले--'मे आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ १? 

“मैं मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूँ; किंतु मनोविज्ञानका 
विद्यार्थी अवश्य अपनेको मानता हूँ ।? उसने बताया-- 
“मैने पाश्चात्य मनोविज्ञानके अतिरिक्त भारतीय मनोविज्ञानका 
भी कुछ अध्ययन किया है और मुझे तो भारतीय मनोविज्ञान 
अधिक पूर्ण लगता है | परंतु इस समय तो मैं एक दूसरे 
विषयमै आपकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ P 

“हम समी विद्यार्थी हैं |! डा० उपाध्याय ठीक कह रहे 
Š | बिज्ञान विषय ऐसा है कि बड़े-से-बड़ा वैज्ञानिक आजीवन 
उसका नन्दा छात्र ही रहता Ç | 

“मुझे कोई पुकारता है- जब मैं गाढ़ निद्रामें होता हूँ 
तो कोई मेरा नाम लेकर स्पष्ट मुझे पुकारता दै |? उसने 
बतलाया--'सदा, बह मुझे केवळ दो बार पुकारता है! उत्तर- 
की ओरसे लगभग बीस-पचीस फीट दूरसे पुकारता है | š 

“आपको स्मरण दै, आप उस समय केसे खम देखते 
हैं १? डा० उपाध्यायने पूछा । 

“में कोई खम नहीं देखता महोदय P वह हँसा--“आप 
मेरी पूरी बात सुन š यह अच्छा होगा। यह अन्तर्मनका 
कार्य नहीं है । मैंने इस विषयर्मे बहुत सोचा है ।? 


“अच्छा |? डाक्टरका स्वर स्पष्ट कह रहा था कि उनसे 
जो कुछ कहा जा रहा है, उसपर वे पूरा विश्वास नहीं करते | 


¿<— 


वे माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह अन्तर्मनका कार्य नहीं है । 

“मै बैसे भी बहुत कम aa देखता हूँ | परंतु यह 
पुकार प्रायः तत्र आती है, जव में गादू-निद्रामें होता हूँ P 
उसने विवरण दिया--'मुझे अच्छी निद्रा आती है । इतनी 
गाढ़ी नींद सोता हूँ कि सिरके पास ढोल बजता रहे तो 
भी मेरी निद्रामें arn नहीं पड़ती | आवश्यकता पड़नेपर 
मुझे पुकारकर जगानेवाले पुकारते-पुकारते प्रायः झल्ला 
उठते हैं P 

डाक्टर कुछ बोले नहीं ! वे चुपचाप सुन रहे थे | 
Ba ही अपने सदाके अभ्यासके अनुसार उनके हाथमें 
पेन्सिल थी और मेजपर पड़े कागजपर वे कुछ शब्द नोट कर 
लेते थे वीच-बीचमें | : 

“मुझे खयं आश्चर्य हैं; जव यह पुकार आती है, मेरी 
गादी निद्रा पहिली ही पुकारमें zz जाती है |! उसने बताया 
“परंतु नेत्र खोलने या सिर उठानेसे पूर्व ही दूसरी aK 
पुकार आती š | दूसरी बारका पुकारना मैं सदा जागकर 
पूरी सावधानीमें सुनता हूँ ।? 

“ज्र आप उठते हैं; ओपको केसा लगता है १? डाक्टरने 
बीचमें पूछा | 

“अच्छी निद्रासे उठनेपर एक स्वस्थ व्यक्तिको जैसी 
स्फूति तथा ताजगीका अनुभव होता दे U डाक्टरकी 
आशाके सर्वथा विपरीत उसने बताया--५मुझे उस पुकारसे 
उठनेपर न कभी भय लगा, न आलस्य जान पड़ा । मन 
प्रसन्न रहता दै, शरीरमें स्फूर्ति रहती दै, जैसे मै जगाया नहीं 
गया हूँ) निद्रा पूरी होनेपर स्वयं उठा हूँ P 


“दुबारा नींद आनेमें कितना समय लगता है? 
डाक्टरने फिर पूछा । ° 

“यह सर्वदा मेरी इच्छापर रहा दै ।? उसने फिर 
डाक्टरकी आशाके विपरीत उत्तर दिया--“क्रमी मैं 
लघुशंकादि कर दस-पंद्रह मिनट बाद सोता हुँ, कमी 
केवल सिर उठाकर देखकर एक मिनट बाद सो जाता हूँ 
और कमी तो नेत्र भी नहीं खोलता; क्योंकि अभ्यस्त होनेसे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८२६ 


यह बात तुरंत मनमें आ जाती है कि यह वही पुकार है | 
नेत्र बंद करके सो'जानेका प्रयत्न करते ही निद्रा आ जाती 
है--पहलेकी भाँति खप्रहित प्रगाढ निद्रा ।? 

“समस्या टेढी है D डाक्टरने गम्मीरतासे कहा “मैं 
पूरा इतिहास सुनना चाहता हूँ ।? 

Baran पाँच वर्षका होऊँगा जब पहली बार यह 
पुकार मुझे सुनायी पड़ी? उसने बतलाना प्रारम्भ किया-- 
COT अपने घरके वाहर सो रहा था । मेरे द्वापर चहार- 
दीवारीसे घिरी पर्याप्त भूमि थी । पिताजीके साथ उनके 
पळंगसे लगी मेरी छोटी खाट थी । सामने २०-२५ फीट 
दूर उत्तरकी ओर दूसरे मकानकी पिछली दौवार पड़ती है, 
जिसमें कोई खिड़की नहीं | गाँवोंके छोग घरोंकी पिछली) 
बाहरी दीवारोंमें खिड़कियाँ नहीं बनाते । चोरीसे रक्षाके 
डिये यहू पद्धति ठीक ही है | रात्रिके तीसरे प्रहरमें सामनेके 
मकानकी दीवारसे सटकर जैसे किसीने मुझे पुकारा ।? 

डाक्टर उपाध्याय चुपचाप सुनते रहे और नोट करते 

रहे | (स्पष्ट खरमें केवल मेरा नाम लेकर पुकारा गया | 
मेरे नेत्र खोलनेसे पहले दूसरी वार मेरा नाम लिया गया | 
मैं उठ बैठा । पिताजीको जगाकर HA बताया । उन्होंने 
केवल आश्वासन दिया कि “डरनेकी कोई बात नहीं ।? परंतु 
भय तो मेरे मनमै उस समय तनिक भी नहीं था । वेसे में 
बचपनमें अँधेरेमें जाते बहुत डरृता था; किंतु उस पुकारसे 

जगनेपर मुझे कभी भय नहीं लगा |? 
डाक्टर इस प्रकार देख रहे थे जेसे अभी और कुछ 
सुनना चाहते हों | वह कहता गया--*पहळी पुकारपर मैं 
प्रायः “क्या है ! कौन है !” आदि बोळ पड़ता था । परंतु 
घीरे-धीरे अभ्यस्त हो जानेके कारण अब तो केवल हूँ? या 
“जी? कहकर रह जाता हूँ । पुकारका वह स्वर मुझे कभी 
नहीं भूलेगा। में इतना ही कह सकता हूँ कि वह नारीका 
कण्ठस्वर नहीं है। परंतु पुरुषका कण्ठस्वर गम्भीर और 
कोमल भी होता है--यह उस पुकारके अतिरिक्त में सोच ही 
नहीं सकता | वैसा स्वर कभी कहीं सुननेको मिलेगा; 

एँसी आशा नहीं |? 
x x x 
[२] 
“आपके कुलमें किसीको सोते-सोते चलनेका रोग रहा है ११ 
डाक्टर उपाध्यायने बहुत देर मस्तक झुकाकर सोचा और 
तब वह अद्भुत प्रश्‍न किया | 


कल्याण 


«रहदा है? उसने बताया--'मेरे पिताजी वतलाते थे कि 
पहले किसी समय कुछ महीनोंतक उनकी यह अवस्था रही 
कि पलंगपर सोते ये और सबेरे उठनेपर देखते थे कि, गायो 
सामने घास-भूसा डाळनेकी चरनी ( लम्बे कच्चे होदे ) मे 
लेटे हैं १? ° 

cag रोग कैसे दूर हुआ D डाक्टरने पूछा | 

“पिताजी तो इसे रोग मानते ही नहीं थे | वे भगवती दुर्गाके 
उपासक थे और मानते थे कि देवीका ही यह कोई चमत्कार 
हे।? उसने निःसंकोच बतलाया--“उनका रोग जैसे अकस्मात्‌ 
प्रारम्भ हुआ था, वैसे ही अकस्मात्‌ अपने आप चला भी गया 
और दुबारा फिर कमी नहीं लौटा P 

“आप जानते हैं कि मनोविज्ञान भूत-प्रेत तथा देव-चमत्कारों- 
में विश्वास करके नहीं चलता ।? डाक्टरने उसकी ओर देखा | 

"मै भी सोचता हूँ कि किसी प्रकार निर्णायक मन उनका 
स्म्नावस्थामे जाग्रत्‌ हो जाता था ।? उसने कहा | 

“आपकी बात मैं ठीक समझ नहीं सका ।? डाक्टरने 
वाधा दी | 

“पाश्‍चात्त्य मनोवैज्ञानिक मनके दो भाग करते हैं---बहिम॑न 
और अन्तर्मन | परंतु भारतीय मनोवैज्ञानिक चार 
भाग मानते है--मनः बुद्धि, चित्त और अहंकार P उसने 
अपनी व्याख्या सुनायी--'जाग्रत्‌ अवस्थामें हम संकल्प करते 
हैं और उसके अनुसार कार्य करें या न करें; यह निर्णय भी 
करते हैं | पाइचात््य मनोविज्ञान इन दोनोंको ही बहिर्मनका 
कार्य मानता है; किंतु भारतीय मानते हैं कि संकल्प करना 
मनका कार्य है और निर्णय करना बुद्धिका । इस बुद्धिका ही 
नाम आधुनिक मनोविज्ञानके शब्दोंसे मेल बेठानेके fea Ha 
“निर्णायक मन? रख लिया है ।? 

डाक्टरको अभी कुछ बोलना नहीं था। वह कहता 
गया--“अन्तर्मनकों भारतीय चित्त कहते Š | उसकी व्याख्या 
और कार्यकी मान्यतार्मे कोई मतभेद नहीं | वह संस्कारात्मक-- 
स्मृतियोंका कोषागार है | =m समय वही कार्य करता है | 
परंतु उसमें निर्णयकी शक्ति न होनेसे खम्नाँमै कोई क्रम, 
कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती | AA ऊँटके धड़पर बकरीका 
सिर या बकरीके हाथी-जेसी We इसी अव्यवस्थाके कारण 
दीखती है P 

अब भी डाक्टर कुछ बोले नहीं । वे गम्भीरतासे सुन 


: रहे थे | उसने वताया- (यहीँ भारतीय मनोविज्ञानकी मान्यता 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[माग ३० | x | 


संख्या ३ ] 


मुझे कोई पुकारता है 


८२७ 


ooo 


कि मनके चार भाग हैं--बहुत महत्त्वकी जान पड़ती है । 
सामान्य अवस्थामे वहिर्मन ( मन ) और निर्णायक मन ( बुद्धि ) 
दोनों सो जाते हैं साथ ही यदि अन्तर्मन भी सों जाय तो 
गाढ़ निद्रा आ जायगी | अन्तर्मन जागता रहे तो स्वप्न 
दीखेंगे | परंतु किसी कारण केवळ ada सो 
जाय और अन्तर्मनके साथ निर्णायक मन ( बुद्धि ) भी 
जागता रहे तो मनुष्य जाग्रतके समान व्यवस्थित रूपमें 
कार्य करने लगेगा | अन्तर्मनमें संस्कार तो हैं ही, निर्णायक 
मन उन्हें व्यवस्था देकर शरीरको उनके अनुसार चलाने 
लगता है ।? 


“मैने ऐसी घटनाएँ बहुत पढ़ी हैं कि छोगोंने निद्रासे उठकर 
लेख या पत्र लिखे हैं; दुर्गम यात्राएँ की हैं | यह सब उन्होंने 
अनजानमें सोते-सोते किया है |? डाक्टर उपाध्याय अब 
बोले--“इससे आपकी व्याख्या--आपका मनोविभाजन तो 
ठीक लगता है; परंतु अहंकार आप किसे कहते हैं १ 


“वैज्ञानिकके लिये--विशेषतः यूरोपीय वैश्ञानिकके लिये 
इसे समझना बहुत कठिन 21 वह यही जानता है कि 
शरीरमें रक्तका प्रवाह तथा हृदयकी गति अपने आप होती 
हे | मनका इनसे कोई सम्वन्ध नहीं |! उसने समझाया-- 
“परंतु आप भारतीय हैं, आपने देखा भले न हो; किंतु यह 
सुना होगा कि योगी जब समाधि लगा लेता है; तव हृदयकी 
गति तथा रक्तका प्रवाह भी बंद दो जाता है | समाधिका 
अर्थ है--सम्पूर्ण मनोनिग्रह अर्थात्‌ मनके सब कार्याल्योंको 
भद कर देना | मनके निरोधसे जो कार्य रुक जाते हैं; उनका 
संचालन मनके द्वारा होता है, यह समझना कठिन नहीं है | 
शरीरका पूरा अन्तबाहिःसंचालन मनके द्वारा ही होता दै। 
मनके इस संचालक भागको, जो गाढ़ निद्रामें भी सदा जाग्रत्‌ 
रहता दै, अहंकार कहते Š | आप सुविधाके लिये चाह तो 
इसे संचालक मन कह सकते हैं |? 


“हम अपने वास्तविक बिषयसै बहुत दूर चले आये; 
यद्यपि मुझे इससे लाम ही हुआ ।? डाक्टर उपाध्याय बोले-- 
“मैं आपके इस विवेचनको और समझना चाहूँगा यदि आप 
समय देंगे |? 

“परंतु मेरी समस्या इससे किसी प्रकार सुल्झती नहीं |? 


'उसने कहा--«मैं बहुत सोचकर थक गया हूँ | जो पुकार 
आती है, वह मानव-कण्ठसे इतनी भिन्न होती है कि उसके 


संस्कार मेरे भीतर होंगे; यह विश्वास करनेकी वात नहीं है | 
में खप्नावस्थामें उसे सुनता तो वह मेरे अन्तर्मनका कार्य हो 
सकता था? पर मैं तो घोर fz उसे सुनता हुँ | कव सुनूँगा 


यह समय भी निश्चित नहीं | चार दिनसे लेकर महीनोंतकके 
अन्तर पड़े हैं उसे सुननेमें ।? 


“मेरी समझमें कुछ नहीं आया, यह कहनेमें मुझे कोई 
लजा नहीं दै।' डाक्टर उपाध्यायने बड़ी सरलतासे कह 
दिया। “परंतु यहाँ गङ्गा-किनारे एक विरक्त संत आये हैं 
दो दिनसे | मुझे तो अच्छे साधु लगते हैं| आप उनके 
दर्शन कर आयें | जहाँ विज्ञान असफल होता है इन महा- 


` त्माओंकी शरण वहाँ अनेक वार सफल होते देखी गयी है ।? 


x x x 
[ ३] š 
“महाराज | मुझे कोई पुकारता है।? वह आस्तिक है 
और जब एक अच्छे मनोवैज्ञानिक किसी साघुकी प्रशंसा करते 


हों तब उन महापुरुषके दर्शन करनेकी उत्कण्ठा किसको नहीँ 
होगी | वह सायंकाल महात्माके दर्शन करने पहुँच गया | वे 
एक वटवृक्षके नीचे बैठे थे | एकान्त देखकर उसे प्रसन्नता 
हुई | प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अपनी समस्या उसने सुना et | 


“विश्वका कण-कण चञ्चल हो रहा हे D संतने अपने . 
ढंगसे वात प्रारम्भ की--प्रत्येक अणु गतिशील है । प्रत्येक 
प्राणी आकुल है कुछ करनेके लिये, कुछ पानेके लिये | इस 
गतिका, इस क्रियाका, इस आकुलताका एक ही अर्थ है-- 
कोई पुकार रहा है | उसके पासतक जाना हे । उसे पाये 
बिना विश्राम नहीं दै । उसतक पहुँचे विना सुखसे सोया 
नहीं जा सकता |? 


“परंतु मुझे तो कोई नाम लेकर पुकारता है। Š उसकी 
पुकार सुनता हूँ ।? उसने फिर पूछा--(वह क्या चाहता है? 
क्यों पुकारता है मुझे कौन है वह १? 


(वह तो समीको पुकार रहा Š | यह सारी व्यग्रता उसकी 
पुकारकी ही प्रतिध्वनि है |! संतने अपनी ही बात झद्दी-- 
“उसकी पुकार कहाँ प्राणी सुनते हैं | वह पुकारता है; वह 
चाइता है कि इस अपूर्णतासे उस परम पूर्णकी गोदमें लोग 
पहुँचें । वह कौन है? यही तो जानना Š | उसे जान लो बस, 
काम पूरा हो गया |? 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८२८ 


“महाराज !? उसका समाधान नहीं हो रहा था । परंतु 
संतने बीचमें ही रोककर बात समाप्त कर दी--“उसकी पुकार 
सुनो ! इसमें तुम्हारा परम सौभाग्य है कि यह स्मरण रक्खो 
कि तुम्हें कोई पुकारता है P 


कल्याण 


बड़े अद्भत होते हैं ये साधु | बाबाजी तो उठे और चळ 
खड़े हुए | वह दो क्षण खड़ा रहा उनको जाते हुए देखता | 
व्यर्थ था अब उनके पीछे जाकर कुछ पूछना | बे “अपनी 
मस्तीर्मे चळे जा रहे थे । लौट आया वह; किंतु ` " `` 


सत्कथा 
Ge) 
ईश्वरीय प्रेरणा š 
[ सच्ची घटना ] : i 
( छेखक-भीसुखदेवविहारीलाछजी माथुर ) पंद्रह मिनट लेट हो गयी | जज साहव मुझसे मिले | 


मेरे पुत्र मुवनेश्वरीशङ्करकी यह हार्दिक अभिलाषा 
थी कि qz एफू० ५० परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके पश्चात्‌ 
डाक्टरीका अध्ययन करे | उसने एफ्‌० ए० में बायळाजी 
विषय लिया था | संयोगंवद कथित परीक्षामें वह तृतीय 
श्रेणीमे पास हुआ | 

उसने डाक्टरीका अध्ययन करनेके लिये प्रार्थना- 
पत्र श्रीप्रिसिपळ, मेडिकल कालेज, जयपुर एवं बीकानेरको 
दिया, परंतु उक्त श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेसे उसका प्रवेश 
कालेजमें नहीं हो सका एवं उसकी मनःकामना, जो 
अत्यधिक थी, पूर्ण हो सकी । अन्तमें उसे ato 
एसू-सी० में अध्ययन करनेके लिये विवश होना पड़ा | 


ईश्वरीय प्रेरणावश मैं एक महीनेके पश्चात्‌ जयपुर 

गया । मेरे एक परम मित्र श्रीहरिकृष्णरयाळजी जज 

साहब मेरे मकानपर मुझसे मिलनेके लिये आये | उस 

समय मैं आमेर गया हुआ था। आमेरसे छौटनेपर मुझे 

माळूम हुआ कि जज साहब मुझसे मिलने आये थे | 

मैं उसी समय उनके घर पहुँचा । पहुँचनेपर माळूम 

हुआ कि वे मेड़ता जानेके लिये स्टेशन गये हैं | उनके 
घरपर चाय-पान करनेका आग्रह किया एवं मैं अत्यधिक 
यका हुआ था; परंतु ईश्वरीय प्रेरणावश वहाँ नहीं 
SER उसी क्षण स्टेशन पहुँचा | संयोगवश गाड़ी 


परस्पर वार्तालाप हुआ । उन्होंने अपने पुत्रके बारेमें 
चर्चा की कि मेरा पुत्र बीकानेर मेडिकल कालेजमें 
अध्ययन कर रहा है | यह सुनकर मुझे अपने पुत्रका 
ध्यान आया । मैंने उनसे कहा कि 'मुप्रनेश्वरीशङ्करका 
मेडिकल कालेजमें प्रवेश न होनेसे उसको वी० एस 
सी०में भर्ती होना पड़ा |? 

११ अगस्त ५५ को जज साहबके पुत्रने मुझे 
टेलिग्रामद्वारा सूचित किया कि मुवनेश्वरीशङ्करको शीघ्र 
बीकानेर भेज दीजिये | मेरा लड़का दूसरे दिन 
बीकानेर AS गया । १३ अगस्त ५५ को प्रात:काल 
वह मेडिकल कालेजमें प्रिंसिपल महोदयके पास उपस्थित 
हुआ और उन्होंने ही उसका दाखछा कर दिया | 


कुछ समय व्यतीत होनेपर माळूम हुआ कि जज 
साहबने मेरे स्टेशनपर मिळनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रको 
पत्र लिखा कि माथुर साहबके ळड़केकी मेडिकल 
कालेजमें भर्ती नहीं हुई है | जज साहवके पुत्रने वहाँ- 
की पूरी जानकारी प्राप्त की कि कालेजमें एक विद्यार्थी- 
की जगह खाली है, बादमें मुझको तार दिया | 


इस सारी घटनाका वर्णन करनेका उद्देश्य यह है कि 


कार्यको 
जिस कार्यको मनुष्य असम्मव समझता है एवं खप्त- 


सदरा मान लेता है, वह कार्य भी ईश्वरीय क्ृपावश 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ३] 


पूर्ण हो जाता है | जिस प्रकार मेरे gaat: आशा 


निरामे परिणत हो गयी थी, परंतु अकस्मात्‌ उसका 


प्रवेश मेडिकळ कालेजमँ हो गया जो कि खप-सद्दा 
मिथ्या हो चुका था ! ° 
(२) 
मानसमें कथा 
( लेखक-श्रीधासीरामजी भावसार, विशारद ) 
सावधान 
जातिसे शूद्र किंतु श्रद्धा-भक्तिसम्पन्न वृद्धा शबरी- 
की कुटियापर पधारे हैं, पतितपावन भगवान्‌ श्रीराम | 
घर्मपरायणा तापसीके तो आनन्दका पार न रहा। 
नाच-नाचकर वनके पके हुए मूळ एवं मधुर फल अर्पण 
करने लगी-- 
“अधम हूँ | अधमसे भी अधम जड़मति नारी हूँ । 
cat है तो क्या हुआ ? मिछनी है तो क्या हुआ ! 
प्रबळ सम्बन्ध तो भक्तिका है, भामिनी ! eat तथा 
नारियोंके लिये नवधा-भक्तिका खरूप, साध्वी ! साववान% 
होकर सुन-- 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
संतोंका संग और भगवतू-कथाका श्रवण | 


wet ne के > — — 
# सावधान सुनु घर मन माही | श्रीरामचरितमानसमें, 


जहातक हमने खोज की, भगवान्‌ रामको कहीं भी? किसी भी 
पात्रको किसी भी प्रसंगमें सावधान करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई, वैसे तो जो संत होते है, वे सदा ही सावधान 
रहते हैं--- 
“सावधान? मानद्‌श मदहीना ७ 
असावधानी) प्रमाद अथवा आलस्य संतोंसे कभी नहीं 
होता, किंतु स्लियोंका खभाव चपळ होनेके कारण उन्हें यदा- 


कदा सावधान करनेकी आवश्यकता होती दै। भगवान्‌ _ _ 


शिवने पार्वतीजीको मानसकथावर्णनमे बार-बार सावधान 
,किया है यथा-- 

“साबधान सुनु सुमति भवानी V 

x x x 


सत्कथा 


८२९ 


सॉपके बिल 
भक्तिके अनेकानेक प्रकारोमे--क्डी-कहीं सर्वे 
प्रयम--आता है 'श्रवण? | श्रुति अथवा कानके माध्यम- 
द्वारा समी प्रकारके शब्द अन्तस्तलमें प्रविष्ट होते हँ, 
धन्य हैं वे aunt, जिनमें निरन्तर हरिनामका 
प्रवेश होता रहता है । हरिकथा सुननेवाळे कान 
सार्थक हैं; वे चर्म-श्रोत्र नहीं--- 
“जिन्द हरि कथा सुनी नहिं काना। 
अ्रवनरंध्र अहि भवन समाना ll 
श्रीरामकी कथा 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम हैं सर्वगुण- 
सम्पन्न; फिर उनकी कथामें कौन-सा गुण न होगा ! 
शुभ, सुन्दर, मधुर, पावन, विशद, विमल, सुखद 
सुहाई, विचित्र, अलौकिक, मंगलकरनि आदि-आदि 
सभी कुछ तो हैं--- 
“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमळ U 


२ x x 
(राम कथा सुंदर करतारी | 
x "x x 
'तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की । 
x x x 
“कथा अलौकिक gate जे ग्यानी। 
x x x 
‘Gee रामकथा अति पावनि। 
x x ex 
agg राम के कथा सुदाई । 
> x x 


“मंगळ करनि कळि मळ इरति तुळसी कथा रघुनाथ की ।, 


x x x 


“साबधान सुनु सुमुखि सुरोःचनि ७ 


उपयुक्त प्रसंगमै शवरीको जो सावधान करके कहा गया 
है वह न केवळ त्रेता ही वरं कलियुगके द्रो तथा feat 


लिये भी माननीय है । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


तभ 
cit 


A 
s+ 


८२३० 


कल्याण 


= [ भाग ३० 


— —n— süinn  ———nln 


. सुरधेलु-सम 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ ! यह तो हुई काशीके 
विश्वनाथ बाबाकी पण्डितोंको मिली हुई सम्मति । अब 
रामकथाकी जिज्ञासु भगवती पार्वतीसे भगवान्‌ क्या 
कहते हैं | सुनिये-- 
_ राम कथा सुरघेनु सम, सेवत सब सुख दानि p 
संसारके सभी प्रकारके सुख प्रदान करनेवाली 
मानसकी कथा | 
ठीक है, दुःख मिळते Ë विषयमननसे---विषय- 
सेत्रनसे | और मानसमें-- 
‘get न बिषय कथा रस नाना ।? 
बिषयकथाका नितान्त अभाव | यही इसका दोष 
है, अवगुण है | आळोचकांकी धारणा जो s= | 
“असु पद प्रीति न सासुझि नीकी । 
तिन्दहिं कथा सुने छागहि फीकी ॥' 
फीकापन | होगा ही । सुप्यारी ( सुपारी ) प्रीतिके 
बिना कथा ( कत्या ) का रसपान (ताम्बूल) कैसा ! 
कल्याणःने गत वर्ष संत-वाणी-अङ्क निकालकर 
संतोंका सङ्ग- सम्सङ्ग कराया था | इस वर्ष भक्तिके 
दूसरे अङ्ग कथा--सत्कथाओंका प्रकाशनकर मानव- 
कल्याणके पथमें एक पग और आगे बढ़ाया है, जो 
स्तुत्य है | 
“बिनु सतसंग न हरि-कथा तेहि बिनु मोह न भाग ।' 
(३) 
जहाँ नास्तिक' भी आस्तिक बन जाते हैं 
( लेखक-श्रीविश्वनाथजी कुछश्रेष्ठ ) 

, यह विगत द्वितीय महायुद्धकी एक सच्ची घटना 
है | एक विमानचालक शन्रुदेशकी स्थितिके चित्र 
लेनेके लिये रवाना हुआ | पर अपने गन्तव्यपर पहुँचनेसे 
८ पूर्व ही विमानभेदी तोपकी गोलियाँ उसके विमानमें 
लगीं | इससे उसके दोनों इंजिन बेकार हो गये | उस 
समय वह विमान भूमध्यसागरके ऊपर उड़ रहा था | 


इंजिन बेकार होनेपर विमान नीचेकी ओर गिरने लगा | 
इस समयतक चालकको पूरा होश था और अपने 
बिमानकी इस दुर्घटनाका एक-एक विवरण wens 
स्मरण था | इसके. बादकी घटनाके वारेमें उसे स्मरण 
नहीं; क्योंकि सम्भवतः उसका विमान समुद्रमें गिरकर 
तत्काळ इब गया होगा और उसके साथ वह विमान- 
चाळक और उसके साथी भी समुद्रके अतल गर्तमें 
चले गये होंगे | ° 

इसके बादकी दूसरी, जिस घटनाका उसे स्मरण 
था, वह यह है कि वह चालक समुद्रकी ल्हरांपर 
तैर रहा है और अपनेको इबनेसे बचानेकी जीतोड़ 
कोशिशमें ढगा हुआ है । पर उसका एक पैर 
घुटनेके पाससे कट गया है । उसके पैरसे प्रचुर 
मात्रामें रक्त वह रहा है और ऐसा लगता है कि 
मानो वह पानीके बजाय रक्तके सागरमें ही उतरा रहा 
हो | उसके पैरसे इतनी तेजीसे खून निकल रहा था 
कि उसकी प्राणशक्ति लगातार घटती जा रही थी | 
उसे छग रहा था कि वह कुछ ही क्षणोंका मेहमान 
है | अचानक उसके शरीरसे छकड़ीका एक तख्ता 
ठकराया | यह विमानमें लगी हुई wegen तख्ता 
था और आश्चर्यकी बात यह थी कि इस तख्तेके 
ऊपर “फर्स्ट एड चिकित्सा” का वह बक्सा भी रक्खा 
हुआ था जो उसके विमानमें Ger रहता था | चाळकने 
जिस किसी तरह फर्स्ट एडके बक्सेको खोला और 
उसमेंसे कपडेकी पट्टी निकालकर अपनी जाँघपर कसकर 
बाँध ली, जिससे खूनका बहना रुक गया | इतनेमें ही 
ऊपरसे एक विमान उड़ता हुआ गुजरा | विमानमें बैठे 
इए व्यक्तिने समुद्रकी wale संघर्ष करते इए इस 
व्यक्तिको देखा तो अपने विमानसे हवा भरा हुआ रबरका 
एक पहिया नीचे गिरा दिया | wade संघर्ष करनेवाले 
चाल्कने उस पहियेकी पकड़ लिया और उसके सहारे 
वह लहरॉपर तैरने लगा | थोड़ी देर बाद पानीका एक 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या २] ` 


संत्कथा 


८११ 


जहाज वहाँसे गुजरा और उसने उस चालकको अपने 
ऊपर चढ़ा लिया | अकल्पनीय घटनाओंकी सृष्टि करने 
और आसन्न मृत्युके मुखमेंसे भी बचा निकालनेकी 
सामर्थ्यवाले सर्वशक्तिमान्‌ जगन्नियन्ताके प्रति कृतज्ञतासे 
अभिभूत होकर उस विमानचालकका मुख आँसुओंसे 
भीग गया | 


एक दूसरे विमानचालककी आपबीती सुनिये | यह 
चाळक UAT THAT करके अपना वमवर्षक विमान 
` लेकर खदेश लोटा | पर बमवर्षा करते समय एक छोटा 
बम उसके विमानके पंखेके पास बिना फटे हुए अटक 
गया था | वापस लौटकर जव उसका विमान जमीनपर 
उतरा तो जमीनसे छूनेपर हल्का-सा धक्का लगा, जिससे 
पंखेके पास ASH हुआ वह बम धड़ाकेके साथ फटा | 
वमका फटना था कि बिमानकी टंकीमें भरे हुए पेट्रोळने 
आग पकड ली और पळमरमें बिजळीकी टार्चकी भाँति 
सारे विमानमें आग लग गयी | चाळक खिड़की खोलकर 
भागनेका TAHA लगा, पर वह सीठसे वेल्टोद्वारा बँधा 
हुआ था । वह aed खोलने छगा | चारों ओर आग 
wit हुई थी, जिससे उसकी हाथोंकी अँगुळियाँ प्रतिप 
शिथिल होती जा रही थीं | इसके पूर्व कि वह बेल्टोको 
खीळ पाये, वह संज्ञाहीन हो गया | इसके बाद उसे पता 
नहीं कि क्या हुआ | अन्तिम वात जो उसे याद थी, 
वह यह कि उसने "अपना अन्त आया देखकर भगवानसे 
प्रार्थना की थी---हे भगवन्‌ | मेरी मदद कर |? दूसरी 
बात जो उसे याद थी वह यह कि वह अस्पतालमे 
रोगियोंकी चारपाईपर लेटा हुआ है और डाक्टर उसके 
ऊपर झुका हुआ है | किसीको भी यह पता नहीं कि 
जळते हुए विमानके भीतरसे उसे कब और किस प्रकार 
जीवित बाहर निकाला गया | उसने कहा कि मुझे यह 
‘विश्वास हो गया कि भगवानने मेरी आर्त पुकार सुनी 
और मुझे ततक्षण बाहर निकाल लिया | 


'अधिकांश युवक जिस समय विमानचालककी 
ट्रेनिङ्ग लेनेके लिये भरती होते हैं, se समय वे नास्तिक 
होते हैं | उनका विश्वास होता है कि चाल्कका कार्य 
मनुष्यमें असाधारण साहस और बीरताकी अपेक्षा करता 
Ë ईश्वर नामकी काल्पनिक सत्ताकी अदस्य शक्तिपर 
भरोसा करना चाळकके पेशेके साथ मेल नहीं खाता | 
पर ये युवक ट्रेनिङ्ग लेनेके वाद जब विमान लेकर उड़ते 
हैं, तव ऐसी-ऐसी अदस्य परिस्थितियाँ सामने आती हैं और 
वे ऐसे कल्पनातीत परिणामों बदल जाती हैं कि 
चालकोंके मन अद्रय शक्तिके प्रति बलात्‌ आस्थावान 
हो जाते हैं | अपने पेशेका व्यावहारिक अनुभव इनमें 
यह विश्‍वास पैदा कर देता हैँ कि ऐसी परिस्थितिमें 
जहाँ कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती, वहाँ 
WARE सहारा काम आता है ओर. दुर्घटना होनेपर 
केवळ उसकी ही सहायतासे मनुष्यका उद्धार सम्भव हैं | 
जैसे-जैसे ये अकल्पित घटनाएँ दोहराती चल्ती हैं, 
वैसे-वैसे विमानचाळकके मनमें ईश्वरकी सत्ताके प्रति 
आस्था दृढ होती जाती है | 

एक विमानचालकने,, जो उस समयतक नास्तिक 
था, अपने जीत्रनको मोड़ देनेवाळी एक घटना सुनायी | 
यह भी विगत महायुद्धके समयकी ही घटना है | यह 


. चाळक रसद लेकर अपने वायुयानमें बैठा हुआ 


जा रहा था कि अचानक सामनेसे आते इए जर्मन 
बम-वर्षकोंका काफिला दिखलायी दिया | aan विमानों- 
का बड़ा मारी काफिला देखकर वह अकेला विमानचाळक 
इतना घबरा गया कि उसका मस्तिष्क आगे कुछ ही 
नहीं देख पाया | इतनेमें पास ही बैंठे इए उसके 
सहयोगी गनर ( BAMA लगी हुईं मशीनगन चलाने- 
वाला ) ने जोरसे कहा, 'त्रिमानको मोड़ो? | पर उस 
समयतक WA वम-बर्षफ बहुत समीप आ गये थे | 
यदि वह विमान मोडता भी तो भी उन बम-वर्षकोकी 
गोळीकी मारके दायरेसे बाहर नहीं जा सकता था | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अतः कोई चारा न देखकर वह मौन होकर भगत्रान्‌से 
रक्षाके लिये प्रार्थना करने छगा | गनर अपना गला 
फाडकर पुनः चिल्लाया “अरे सुनता नहीं, बिमानको 
तत्काळ मोड़ |? पर विमानचालक एकदम मौन रहा | 
यह देखकर अपनी अन्तिम घड़ी निकट आयी जान 
वह गनर भी मौन होकर अपने पापोंके लिये भगवानूसे 
क्षमा करनेकी प्रार्थनाम लीन हो गया | पता नहीं क्यों, 
उन जर्मन बम-वर्षकोंके काफिलेके नेताके दिमागमें क्या 
विचार आया कि सारा-का-सारा काफिला कुछ ही 
क्षणोंके भीतर मुड़ा और जिस ओरसे आ रहा था उसी 
ओर भागने ST और समस्त बमवर्षक क्षणांमे ही दृष्टिसे 
दूर होते हुए ओझल हो गये | पर उस विमानचालक 
और उसके सहयोगी गनरको यह विश्वास हो गया कि 
उनकी सच्चे मनसे की गयी प्रार्थनाने ही उन्हें मौतके 
मुखमेसे बाहर निकाल लिया | 


एक चालक Man प्रदेशपरसे गुजर रहा था कि 
उसका बिमान इान्नुकी विमानभेदी तोपोंकी मारके भीतर 
आ गया | तत्काल उसने अपने त्रिमानको आकाशकी 
ओर मोड़नेकी चेष्टा की, पर विमानकी संचालन-व्यवस्था- 
ने काम करना बंद कर दिया | उधर भूमिपरसे विमान- 
भेदी तोपोंसे गोलियाँ छूटने लगीं | अन्त समय निकट 
आया देखकर बिमानचाळकने आर्त वाणीमें भगवानसे 
निवेदन किया- हि भगवन्‌ | सिर्फ इसी बार मुझे बचा 
ले, चाहे फिर न बचाना |? पळभरमें न माळूम क्या 
हुआ कि विमानकी संचाळन-व्यवस्थाने काम करना 
प्रारम्भ कर दिया और चाळक विमानको मोड्कर तत्काळ 
दूर आकाशमें उड़ गया | 


. एक चालकको अपना पेया प्रारम्भ करनेके कुछ 
समय बाद अपनी पत्नी और बाल्वच्चोंकी चिन्ता रहने 


लगी | वह यह सोचता रहता कि यदि मैं किसी हुर्धटना- 
में समाप्त हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चोंकी व्यवस्था 
कैसे होगी | वह इसी सोच-विचारमें रहा करता था कि 
एक दिन उसे ढूड़ाईके मोरचेपर जानेका आदेश आ 
गया | अब तो उसकी जान वचना लगभग असम्भव 
ही हो गया । उसे अपने मृत पिताका कहा हुआ यह 
वचन याद आया कि जब विश्वमै सव सहारे समाप्त हो 
जाते हैं, तव भगवान्‌का सहारा ही काम देता है । 


ढाढ़स देनेके लिये भी कोई वस्तु न थी | अपनेको 
नितान्त निःसहाय पाकर उसके मनमें अपने पिताका 
उक्त वचन बार-बार याद आने लगा | अन्तमें जव वह 
मोरचेपर चलने लगा, तव उसने दीन होकर भगवानूसे 
प्राथना की--'हे भगवन्‌ | यदि तू वास्तवमे कहीं हो 
तो मेरी पत्नी और बच्चोंकी मदद करना । मैं तेरे ही सहारे 
उन्हें छोडे जाता हूँ |? यह प्रार्थना कई बार करनेके 


पश्चात्‌ वह लड़ाईपर चला गया | लडाई समाप्त होनेपर | 


वह सुरक्षितरूपसे वापस लौट आया | तवसे ईश्वरके 
प्रति उसका विश्वास निरन्तर बढ्ता गया | 

एक अमरीकी विमानचालकने अपने कमरेम इस 
प्रकारके वाक्य लिखकर टाँग रखे थे- “जब तुम कर्डे 
होओ, तब भगवानसे सहायताके लिये प्रार्थना करो | वह 
इसमें सीमासे अधिक उदार है | जब“तुम कश्में न होओ, 
तब भी उसे स्मरण करना न भूलो | उससे प्रतिदिन 
किया गया आत्मनिवेदन व्यर्थ नहीं जाता | भगवान्‌ ही 
एकमात्र ऐसा अति सहृदय व्यक्ति है जो किसी भी 
समय और किसी भी परिस्थितिमें सहायताके छिये तैयार 
रहता है अन्य किसीमें इतनी अधिक उदारता नहीं ।? 

और यही भावनाऐँ अधिकांश बिमान-चाळकोंकी 
बन जाती हैं | ° 


— १. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


I 


“चालकको यद्यपि भगवानूमें आस्था नहीं यी, पर मनको” 


; 
Í 

l Ë 

१ 


| 
| 


॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
बहुत दिनोंसे अग्राप्त पुस्तकका नया संस्करण . 


`. इहददारण्यकोपनिषद्‌ ` 
( मन्त्र, AEA, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित ) 


„. आकार डिमाई आठपेजी, एछठ संख्या १३८४, सुन्दर ६ तिरंगे चित्र, हाथकर्षेे | 
बने कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, मूल्य ll ). मात्र | डाकखचे २०) | र s 


2222 20 5 lle टी Gt re NT 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुरवेद्की -काण्वी शाखाके वाजसनेयिव्राह्मणके अन्तरगत है । 
कळेचरकी दष्टिसे यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा ‘sea’ है तथा अरण्य ( बन) में अध्ययन- | 
की जानेके कारण इसे “आरण्यक? कहते है । इस प्रकार “बहत? और “आरण्यक? होनेके कारण ; 
इसका नाम बृहदारण्यक हुआ है | यद बात भगवान भाष्यकारने ग्रन्थके आरस्भमे ही कही 
हे । वार्तिककार भ्रीसुरेश्वराचार्य अर्थतः भी इसकी बृहत्ता खीकार करते हैं--इंहत्त्वाद्‌ , 
ग्रम्थतोऽथोच्च बृहदारण्यकं मतम्‌ ।' ( सं० वा० ९) भाष्यकारने भी जैसा विशद और! _ 
विवेचनापूर्ण भाष्य द्॒हदारण्यकपर लिखा है, वैसा किसी दूसरी उपनिषदूपर नहीं ठिखा । ' 
उपनिपदू-भाष्यामें इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते Š । i 
इस उपनिषदूकी प्रतिपादन-शैली बहुत ही सुव्यवस्थित और युक्तियुक्त है। इसमें कुळ 
छः अध्याय Š । इसमें दो-दो अध्यायोके मधु, याझवल्कीय और खिलसंशक तीन काण्ड हैं। ; 
इनमेखे ag और खिळ काण्डोमें प्रधानतया उपासनाका तथा याक्षवल्कीयकाण्डमे ज्ञानका: ` 
विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हुए अपना हृदय खोलकर रख, दिया au 
ग्रन्थे देवताओंका उद्गीथके द्वारा असुरांका पसभव करना, गार्ग्यं और अजातशजुका, संवाद; 
याक्षवल्क्य और. मैत्रेयी-संवाद, जनक और याझवल्क्यका संवाद, आत्माका खरूपः उसकी 
प्रापिके साधन, आत्मञ्चानकी स्थिति, प्रजापतिका. देव, मलुष्य और अखुरांके प्रति उपदेश, 
प्राणोपांसना,.गायत्नी-डपासना आदि अनेक खुन्द्र-खुन्दर विषय हैं। ग्रन्थके अन्तमे मन्‍्त्रांकी | | 
: सं० १९९९में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। पुनः कई कठिनाइयाँके कारण दुसरा 
हो सका । अब यह ३००० प्रतियोंका नया संस्करण छापा गया. 


.. संस्करण त डेर यहाँ ेनेसे qes अपने के विकेतासे पूछ लेना चाहिये; जिससे भारी 

-खन्नंकी होगी . - š 1 

डाक-खन्नंकी बचत होगी | 5 Ge तास 
विनीत प्रार्थना | 


तीर्थ यात्रा ट्रेनमें अवकाश न मिलनेके कारण पत्रका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। कृपया 
क्षमा करें और अत्यन्त आवश्यक कारण छोड़कर दो महीनेतक पत्र न लिखनेकी कृपा करें। ` 


_ हनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक “कल्याण? 


EPR 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


रजि० सं० Te १७५ 


` मासिक महाभारतके ग्राहक बननेवालोंको 
शीघ्रता करनी चाहिये | 


-__.. महाभारतके चार अङ्क ग्राहकोंकी सेवामें पहुँच चुके हैं । स्थान-स्थानसे :. 
जो पत्र आ रहे हैं, उनसे पता लगता हे कि अधिकतर महालुभावोंने इसे 
ae अपनाया Š | ग्राहक भी उत्तरोत्तर बढ़ रहै हैं । ग्राहकोंकी माँग ` 
इतनी अधिक संख्यामें लगातार आ रही हे कि तीन ही मासमें अथम संस्करण- ` 


के तीनों अङ्क प्रायः समाप्त हो गये हैं तथा उनका दूसरा संस्करण शीघ्र ही 


छापनेका प्रयत किया जा रहा हे । चौथे TSA इसका संस्करण बढ़ाकर - 
eater कर दिया-गया Š | यही इसकी उपयोगिताका प्रमाण हे । 


यह पश्चम वेद माना गया हे | ऐसा कोई भी उपयोगी विषय नहीं 


` है, जो इसमें न आया हो | अतएव हम पाठकों और सभी महाभारतके 


प्रेमियोंसें निवेदन करते हैं कि वे खयं ग्राहक बनें और अपने ईष्ट-मित्रोको 


` ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें | इतना सस्ता हिंदी-भाषालुवादसहित सचित्र . 


संस्करण इस समय कहीं भी उपलब्ध नहीं हे । यदि यह संस्करण भी 


: समाप्त हो गया तो पुनः नये संस्करणका निकट भविष्यमै छपना कठिन | 
` है; अतः ग्राहक महानुभावोंको शीघ्रता करनी चाहिये । . ee 


मासिक महाभारतके ग्राहक कार्तिक ( नवम्बर.) से आंधिन ( अक्टूबर ) 


,. तकके पूरे वर्षके लिये बनाये जाते हैं। पूरा महाभारत अनुवादसहित तीन 
है... साएमे सम्पूर्ण निकल जानेकी आशा है | x 


. इसका अग्रिम वार्षिक मूल्य डाकव्ययसहित २०) है | प्रत्येक अः 
रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जायगा । प्रतिमास रजिस्टर्ड पोस्टसे अङ्क भेजे a 


` ` कारण अङ्कोके खोनेका भय प्रायः नहीं रहेगा । 
3 एक मासिक अङ्कके दाम २) हें | जो लोग: नमूनेका अङ्क SY . 
£| S< मी रजिस्ट्रीके द्वारा ही २) š अङ्क भेजा जायया | ee 


___ व्यवस्यापक महाभारत-मासिकपत्र, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


5% 
ae 
a 
क ç x 


; CC-0. Digitized by eGangotri: Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


FN eg NOL न्यत 


कक 


if 
Tol: 
की oS छ 3 र 
त्व TENDS wou SLC Pood CHIN (h otu POE 7 SS 
A, ० ८] ¢ 


